आस्टेलिया राष्टरमंडल 
का 
संविधान अधिनियम 


अनुवादक 
भगवतीग्रसाद राय 





वेज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा मन्त्राह॒य, 
भारत सरकार की मानक भन्‍्थ योजना के 
अँतगेत प्रकाशित 


(8 भारत सरकार 
प्रथम संस्करण 908 


प्रस्तुत पुस्तक वेज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की मानक ग्रंथ 
योजना के अंतर्गत शिक्षा मंत्राठय, भारत सरकार के शतप्रतिशत अनुदान 


से प्रकाशित हुई है । हि 
0 


3 
6 “9 है 


मूल्य ः दो रुपए पचीस पैसे 


प्रकाशक : हिन्दी प्रकाशन समिति 
काशी हिन्दू विद्वविद्यालय 


मुद्रक : लक्ष्मीदास 
बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी प्रेस, वाराणसी-5 


अस्तावना 


हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने 
के लिए यह आवश्यक हूँ कि इनमें उच्च कोटि के प्रामाणिक ग्रंथ अधिक 
ते अधिक संख्या में तयार किए जाएँ। भारत सरकार ने यह का 
वेज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के हाथ में सौंपा हैं और उसने इसे 
बड़े पेमाने पर करने की योजना बनाई है। इस योजना के असन्तर्गन अंग्रेजी 
और अन्य भाषाओं के प्रामाणिक ग्रंथों का अनुवाद किया जा रहा है तथा 
मौलिक ग्रंथ भी लिखाए जा रहे हैं। यह काम अधिकतर राज्य सरकारों, 
विश्वविद्यालयों तथा प्रकाशकों की सहायता से प्रारम्भ किया गया है । कुछ 
अनुवाद और प्रकाशन-कार्य आयोग स्वयं अपने अधीन भी करवा रहा हैं । 
प्रसिद्ध विद्वान और अध्यापक हमें इस योजना में सहयोग दे रहे हैं। अनूदित 
और नए साहित्य में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत शब्दावली का ही प्रयोग 
किया जा रहा हे ताकि भारत की सभी शिक्षा संस्थाओं में एक ही पारिभाषिक 
शब्दावली के आधार पर शिक्षा का आयोजन किया जा सके । | 


आस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल का संविधान अधिनियम नामक पुस्तक हिन्दी 
प्रकाशन समिति, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत की जा रही हैं। इसके 
अनुवादक श्री भगवतीप्रसाद राय हैं। आशा हैँ कि भारत सरकार द्वारा मानक 
ग्रंथों के प्रकाशन संबंधी इस प्रयास का सभी क्षेत्रों में स्वागत किया जाएगा । 


मनिहालकरण सेठी 
अध्यक्ष 
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग 





प्रकाशकीय 


8 अगस्त सन्‌ 968 ई० को केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की ओर से काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय में हिन्दी प्रकाशन समिति की स्थापना हुई। समिति के 
तत्वावधान में मानक ग्रंथों का अनुवाद और कुछ विषयों पर मौलिक ग्रंथों का 
प्रगयन निश्चित किया गया। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की ओर से अन्य 
मानक ग्रंथों सहित घाना, जापान, स्विटजरलेंड, पाकिस्तान, आस्ट्रेलिया, ब्रिटिश- 
नार्थ अमेरिका एक्ट, संयूक्‍त राज्य अमेरिका, रूस आदि के संविधान अनुवाद 
के लिए सौंपे गए। समिति ने इनका अनुवाद विश्वविद्यालय के अनुभवी 
अध्यापकों से कराया हैं । आस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल का संविधान अधिनियम 
योजना की चौथी पुस्तक है । इसका अनुवाद करते समंय भारत सरकार की 
ओर से प्रकाशित पारिभाषिक शब्दावली का पूरा उपयोग किया गया है। 
भाषा सरल तथा औपचारिक रखी गईं है । संविधान की अधिकांश शब्दा- 
वली पारिभाषिक होती हैं, उसके प्रत्येक शब्द का निश्चित अर्थ होता है, इसलिए 
विषय सुस्यष्ट बनाने के लिए भाषा में यथासम्भव पर्यायों के प्रयोग से बचने 
का प्रयास किया गया हैं। यथा-अवसर संविधान के मिश्र या संयुक्त वाक्य 
हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल छोटे वाक्‍यों में रखे गए हैं । 

अंग्रेजी भाषा में बने इस संविधान का हिन्दी भाषा में अनुवाद करते समय 
यह ध्यान रखा गया हे कि आस्ट्रेलिया के शिष्टाचार तथा संस्कृति मूलक 
प्रयोग विशेष परिवर्तित न हों । जैसे 0पर९७४ 8 080 4508७ ६॥४ 
र0]680ए (परमश्रेष्ठ महिमामयी महारानी), ॥,07व3 8ाव/गकों कछते 
4 6707007'98] (धर्म और लछौक लॉड) आदि । 

इस काय के लिए पुरी आथिक सहायता भारत सरकार से मिली है। 
इस अनुदान तथा प्रोत्साहन के लिए काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की हिन्दी प्रका- 
शन समिति वज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा मन्त्राऊ्य, भारत 
सरकार के प्रति विशेष रूप से कृतज्ञ हे । अनुवादक ने बड़े परिश्रम से इसका 
अनुवाद किया हे । उनका कार्य प्रशंसतीय है और वे समिति की ओर से 
बधाई के पात्र हैं। प्रकाशन-कार्य में मेनेजर, बी० एच्‌० यू० प्रेस, का सहयोग 
पूर्णरूप से प्राप्त हुआ हे। में उन्हें अपनी ओर से तथा समिति की ओर से 
धन्यवाद देता हूँ । 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय नन्‍्दलाल सिद्द 
वाराणसी-86 निदेशक, हिन्दी प्रकाशन समिति 


विषय-स्तची 


पृष्ठ 
. संविधान डर कु - 52 
2. अनुसूची कक 35 58 
3. वेस्टॉमस्टर अभिग्रहण अधिनियम 94%2 की संविधि 84-- 60 
4. अनुक्रमणी[ हर बा 6]-84 
5. शब्दावली हु हज 88-]4% 





*आस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल के संविधान अधिनियम के इस मुद्रण में संविधान 
परिवर्तत (सीनेट निर्वाचन) 908 (907 के पहले) द्वारा, संविधान परि- 
वर्तेत (राज्य ऋण) 909 (90 के तीसरे) द्वारा, संविधान परिवतंन 
(राज्य ऋण) 928 (929 के पहले) द्वारा, और संविधान परिवतंन 
(सामाजिक सेवाएं) 946 (946 के इक्काइसवें ) द्वारा किए गए परिवतंन; 


तथा: वेस्टमिस्टर अभिग्रहण अधिनियम 942 (942 के छप्पनवें) की 
संविधि; एवं अनुक्रमणी सम्मिलित है । 


टिप्पणी: - अनुक्रमणी में शब्दों के पहले या बाद में शून्य (जैसे संसद का? 
(पृष्ठ 27) दिया गया है । इसका तात्पर्य यह है कि “संसद का” के बाद 
ऊपर का शीर्षक सत्रावसान भी पढ़ना चाहिए (अर्थात्‌ संसद का सत्रावसान) । 
इसी प्रकार कुछ पंक्तियाँ ऊपर की पंक्तियों से कुछ स्थान छोड़कर छापी गई 
हूं। उनके साथ ऊपरी पंक्ति का संगत अंश मिलाकर पढ़ना चाहिए । 


आस्ट्रेलिया राष्ट्मण्डल 


का 


संविधान अधिनियम 
(अध्याय 42, विक्टोरिया 68 और 64 ) 


आस्ट्लिया का राष्ट्रमण्डल संगठित 
करने के लिए एक अधिनियम 
(9 जुलाई, 9080) 


जब कि न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, दक्षिणी आस्ट्रेलिया, 
क्वींसलेंड और तस्मानिया की जनता सर्वशक्तिमान ईश्वर के 
वरदान पर सविनय विश्वास करते हुए ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड 
के संयुक्तराज (एग्रा0/0 शए2609) के क्राउन (070फ7) 
के अधीन और एतत्‌ द्वारा संस्थापित संविधान के अघीन एक 
अविलेय (7478807प्र0०) संघीय राष्ट्रमंडल में संगठित होने 
के लिए सहमत हे : 

और जब कि दूसरे आस्ट्रेलेशियाई उपनिवेशों (०0[07768) 
और महारानी की आस्तियों (]90886887078 ) के राष्ट्रमण्डल 
में प्रवेश के लिए उपबन्ध इष्टकर हे : 

इसलिए यह ॒परमश्रेष्ठ महिमामयी महारानी ( (ैप७७४8 
208 +5०७॥6४४ ७७] ०४४५ ) द्वारा, प्रस्तुत संसद में समवेत, 
और उस के प्राधिकार से, धर्म और लौक हछॉर्ड ([,0708 
छिजापाप& क्ाते 70078) और लोक सभासदों 
((४/07770078) की सहमति से और सलाह (8:५7०8) सहित 
निम्न रूप में अधिनियमित हो : 

]. यह अधिनियम “आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान 
अधिनियम" शीर्षक से उद्धत किया जाएगा। 


संक्षिप्त 


दीषक 


हर 


महारानी 
के उत्तरा- 
घिकारियों 
'तक विस्त- 
रण के 
लिए अधि- 
नियम 
शाष्ट्‌- 
भण्डल को 
उद्घोषणा 


आस्ट्रेलिया राष्ट्रसण्डल का संविधान अधिनियम 


2. महारानी को निर्दिष्ट इस अधिनियम के उपबन्ध संयुक्त- 
राज की प्रभुसत्ता में महारानी के दायादों (078) और उत्तरा- 
घिकारियों तक विस्तृत होंगे । 


3. प्रिवी कौंसिल की सलाह से उद्घोषणा द्वारा यह घोषित 
करना महारानी के लिए विधिसम्मत होगा कि उसमें उल्लिखित 
किसी दिन से और उसके पद्चात्‌, जो यह अधिनियम पारित होने 
के बाद एक वर्ष से अनधिक हो, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, 
दक्षिणी आस्ट्रेलिया, क्वींसलेंड और तस्मानिया की जनता तथा, 
यदि महिमामयी महारानी संतुष्ट हों कि पश्चिमी आस्ट्रेलिया की 


जनता भी उससे सहमत है तो, पश्चिमी आस्ट्रेलिया की जनता 
__ 5“ ““-++7 


। संविधान अधिनियम के इस मुद्रण के अन्तर्गत संविधान 
में पहली जनवरी, 96] तक किए गए सभी परिवर्तेन 
सम्मिलित हैं । वे अधिनियम जिन से संविधान परिवर्तित हुआ इस 
प्रकार हैं-- संविधान परिवर्तन (सीनेट निर्वाचन) 906 (3 अप्रेल 
907 को अनुमति प्राप्त); संविधान परिवर्तन (राज्य ऋण) 
909 (6 अगस्त, 90 को अनुमति प्राप्त); संविधान परि- 


_बत॑न (राज्य ऋण) 928 (8 फरवरी, 929 को अनुमति 


प्राप्त); और संविधान परिवर्तत (सामाजिक सेवाएँ) 946 
(9 दिसम्बर, 946 को अनुमति प्राप्त) । 

उद्घोषणा में घोषित किया गया कि सन्‌ एक हजार नौ सौ 
एक के जनवरी के पहले दिन या उसके पश्चात्‌ न्यू साउथ वेल्स, 
विक्टोरिया, दक्षिणी आस्ट्रेलिया, क्वींसलेंड, तस्मानिया और 
पदरिचमी आस्ट्रेलिया की जनता “आस्ट्रेलिया का राष्ट्रमण्डलः संज्ञा 
से अभिहित एक संघीय राष्ट्रमण्डल में संगठित होनी चाहिए; 
देखिए गजट, 90 , पृष्ठ और राष्ट्रमण्डल संविधीय नियम 


((/07007फ़्र०४एा। ७ ७प्राए'ए पिप्री४8 90-986, 
जिल्द ९, पृष्ठ 5800 | । 


आस्ट्रेलिया का राष्ट्रसण्डल संगठित करने के लिए एक अधिनियम 


आस्ट्रेलिया का राष्ट्रमण्डल' संज्ञा से अभिहित एक संघीय राष्ट्र- 
मण्डल में संगठित होगी । लेकिन महारानी, उद्घोषणा के पश्चात्‌ 
किसी समय, राष्ट्रमण्डल के लिए एक महाराज्यपाल (७ 0ए९४707 
(०7०7४) नियुक्त कर सकती हैं । 


4. राष्ट्रमण्डल स्थापित होगा, और राष्ट्रमण्डल का संवि- 
धान किसी उल्लिखित दिन से और उसके पश्चात्‌ प्रभावकारी होगा । 
लेकिन यह अधिनियम पारित होने के परचात्‌ किसी समय 
विभिन्न उपनिवेशों की संसर्दे कोई ऐसा कानून बना सकेंगी, 
जो किसी निरिचत दिन से कार्यशील होने के लिए हो, मानो उन्होंने 
यह अधिनियम पारित होने पर संविधान प्रभावकारी हो चुकने 
पर बनाया हे । 


8. किसी राज्य के कानून में किसी बात के होते, यह 
अधिनियम, और इस संविधान के अधीन रराष्ट्रमण्डल की संसद 
द्वारा बने सभी कानून न्यायारूयों, न्यायाधीशों और प्रत्येक राज्य 
और राष्ट्रमण्डल के प्रत्येक हिस्से की जनता पर बंधनकारी होंगे; 
और राष्ट्रमण्डल के कानून सभी ब्रिटिश नौयानों, युद्ध के लिए महा- 
रानी के नौयानों को छोड़कर, पर प्रवृत्त होंगे जिनकी पहली निकासी 
का पत्तन और जिनका गंतव्य पत्तन राष्ट्रमण्डल में स्थित हे ।* 


6. “राष्ट्रमण्डल” का अर्थ इस अधिनियम के अघीन स्थापित 
आस्ट्रेलिया का राष्ट्रमण्डल हैं । 

“राज्य” का अर्थ न्यू साउथ वेल्स, न्यूजीलेण्ड, क्वींसलेण्ड, 
तस्मानिया, विक्टोरिया, पश्चिमी आस्ट्रेलिया, और दक्षिणी आस्ट्रे- 
लिया का उत्तरी भृक्षेत्र सम्मिलित कर दक्षिणी आस्ट्रेलिया के 
ऐसे उपनिवेश जो तत्कालीन राष्ट्रमण्डल के अंग हैं, और ऐसे 
उपनिवेश्ञ या भूक्षेत्र जो राष्ट्रमण्डल में अंत्विष्ट किए जा सकते 
हैं या उसके द्वारा राज्य के रूप में स्थापित किए जा सकते हैं; 
और राष्ट्रमण्डल का ऐसा प्रत्येक हिस्सा “एक राज्य” कहा 
जाएगा । 





* बेस्टमिस्टर संविधि, 93] के सेक्शन 3 से तुलना कीजिए । 


अधिनियर 
का 
समारम्भ 


संविधान 
और 
कानूनों 
का प्रवतंन 


परिभाषाएँ 


$ आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


“मौलिक राज्यों” (07877 88088) से अभिप्राय ऐसे 
राज्यों से हे जो राष्ट्रमण्डल की स्थापना के समय इसके अंग है। 
संघीय परि- 7. एतद्द्वारा आस्ट्रेलेशिया की संघीय परिषद्‌ का अधियिनम, 
बद्‌ अधिनि- 888, इस भाँति निरसित किया गया हे कि वह आस्ट्रेलेशिया 
यम का की संघीय परिषद्‌ द्वारा पारित और राष्ट्रमण्डल की स्थापना पर 
निरसन प्रवृत्त किसी कानून को अनुभावित नहीं करता है । 


(विक्‍्टो ० किसी राज्य के सम्बन्ध में कोई ऐसा कानून राष्ट्रमण्डल की 
48और49 संसद द्वारा, या किसी उपनिवेश के सम्बन्ध में, जो राज्य न हो, 
अध्याय60) उसकी संसद द्वारा निरसित” किया जा सकता हैं । 


औपनिवे- 8. यह अधिनियम पारित होने के पश्चात्‌ औपनिवेशिक 
शिक सीसा सीमा अधिनियम, 898, किसी उपनिवेश पर, जो राष्ट्रमण्डल 
अधिनियम का राज्य हो गया है, नहीं लागू होगा; लेकिन इस अधिनियम के 
की प्रयुक्ति प्रयोजन के लिए राष्ट्रमण्डल एक स्वायत्त शासित उपनिवेश समझा 
विक्‍्हो ० 88 जाएगा। 


ओर 57 
अध्याय 84 
संविधान 9. राष्ट्रमण्डल का संविधान अधोलिखित भाँति विभाजित 


होगा : 
संविधान 
यह संविधान अधोलिखित भाँति बाँटा गया है : 
अध्याय 4--संसद (?&7877000%) 

भाग --साधारण 

भाग --सीनेंट 

भाग 4]-प्रतिनिधि-सदन 

भाग 0--संसद के दोनों सदन 


बाप लमिलम शक कलम जनक विशिशविटि सिविल 
* अधोलिखित राष्ट्रमण्डल अधिनियमों द्वारा आस्ट्रेलेशिया की 


संघीय परिषद्‌ द्वारा पारित अधिनियमों को निरसित किया गया हे- 


मुतता मत्स्य अधिनियम 982-983, सेक्शन 3 । 


है प्रक्रिय का निष्पादन और तामीरू अधिनियम ]90-988 
सेक्शन 2 | ु 


। 


नल खुलरूप्टकाणडा2 ० 


आस्ट्रेलिया का राष्ट्रमण्डल संगठित करने के छिए एक अधिनियम 5 


भाग ४--संसद की शक्तियाँ 
अध्याय. 7 -कार्यपालिका सरकार 
अध्याय. [-- न्‍्यायारूय 
अध्याय. ॥9४--वित्त और व्यापार 
अध्याय. ४--राज्य 
अध्याय. ४--नए राज्य 
अध्याय ४॥]---विविध 
अध्याय ४।]---संविधान का परिवतंन । 
अनुसूची 


क३७आमम माप; अर पकाभमा+ ८ नाढ "हक, #०म०भ+ «कक, 


विधान 
शक्ति 


महाराज्य- 
पाल 


महाराज्य- 
पाल का 
वेतन 


महाराज्य- 
पाल के 
संबंध में 
उपबंध 


अध्याथ 
संसद 
भाग 7 


साधारण 


]. राष्ट्रमण्डल की विधान शक्ति एक संघीय संसद में 
निहित होगी, जिसमें महारानी, एक सीनेट, और एक प्रतिनिधि- 
सदन होगा, और जिसे इसके पश्चात्‌ “संसद या “राष्ट्रमण्डल, 
की संसद” कहा गया हे । 


2. भहारानी द्वारा नियक्त एक महाराज्यपाल राष्ट्रमण्डल 
में महिमामयी महारानी का प्रतिनिधि होगा, और राष्ट्रमण्डल में, 
महारानी की प्रसन्नता तक, इस संविधान के उपबन्ध में, महारानी 
की एसी शक्तियों और क्रृत्यों को प्राप्त और निष्पादित करेगा 
जिन्हें महिमामयी महारानी उसे सौंपने के लिए प्रसन्न हों । 


3. राष्ट्रमण्डल की संचित राजस्व निधि ((0०0880998- 
$९९ ९७ए७७४७ प्र) से महाराज्यपाल के वेतन के लिए 
एक वाधिक राशि, जो, यदि संसद कोई दूसरा उपबन्ध नहीं 
करती हैँ, दस हजार पाउंड होगी, महारानी को देय होगी । 


किसी महाराज्यपाल का वेतन उसके पद धारण काल में 
परिवर्तित नहीं किया जाएगा । 


4. महाराज्यपाल से संबंधित इस संविधान के उपबंध 


तत्कालीन महाराज्यपाल या किसी एसे व्यक्ति तक, जिसे महां- , 


रानी राष्ट्रमण्डल की सरकार प्रशासित करने के लिए नियुक्त करें, 
विस्तृत और छागू होंगे; छेकिन कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रमण्डल 
की सरकार से राष्ट्रमंडल सरकार के अपने प्रशासन काल में किसी 
दूसरे पद के लिए राष्ट्रमण्डल से वेतन पाने का हकदार नहीं होगा । 


जा आशशित..3 असथ+ चित अआथ-- के भा के +»# 


सीनेट 


0. महाराज्यपाल संसद का सत्र भारम्भ करने के लिए 
ऐसा समय नियुक्त कर सकता है जो उसे उपयक्‍त मालूम हो, और 
उमय-समय पर उद्घोषणा द्वारा या अन्य किसी ढंग से संसद का 
परवावसान कर सकता है, और उसी भाँति प्रतिनिधि-सदन को 
विघटित कर सकता है । 5 


किसी साधारण निर्वाचन के पश्चात्‌ लेखों की वापसी के 
निमित्त नियुक्त दिन के बाद अधिक-से-अधिक तीस दिन के भीतर 
संसद उपवेशन के लिए आहत की जाएगी । 

राष्ट्रमण्डल की स्थापना के परचात्‌ अधिक-से-अधिक छ: 
महीने के भीतर उपवेशन के लिए संसद आहत की जाएगी । 


6. प्रत्येक वर्ष कम-से-कम एक बार संसद का एक सत्र 
होगा, ताकि एक सत्र में संसद के अंतिम उपवेशन और दूसरे सत्र 
के पहले उपवेशन के बीच बारह महीने का अन्तराक्षेप न हो । 


भाग व! 
सीनेट 
* 7. यदि संसद कोई दूसरा उपबन्ध नहीं करती है तो सीनेट 
का गठन प्रत्येक राज्य के लिए, एक निर्वाचक-मण्डरू के रूप में 
राज्य को जनता द्वारा प्रत्यक्ष सीति से मतदान द्वारा निर्वाचित 
सीनेटरों द्वारा होगा । 
लेकिन जब तक राष्ट्रमण्डल की संसद इंसरा उपबन्ध नहीं 
करती हूँ, तब तक क्वींसलैंड राज्य की संसद, यदि वह एक मौलिक 
राज्य है, राज्य को प्रखण्डों (पणंडआं०४8) में विभाजित करते 
हुए और प्रत्येक प्रखण्ड के लिए चुने जाने वाले सीनेटरों की संख्या 
निर्धारित करते हुए पून बना सकती है, परन्तु ऐसे उपबंध के 
अभाव में राज्य एक निर्वाचक-मण्डरू होगा । 
जब तक संसद दूसरा उपबन्ध नहीं करती है, तब तक प्रत्येक 
मौलिक राज्य के लिए छ: सीनेटर होंगे। संसद प्रत्येक राज्य के 
लिए सीनेटरों की संख्या में वृद्धि या ह्वास करते हुए इस प्रकार 


हैं 


संसद के 
सत्र : सत्ना- 
वसान और 
विघटन 


संसद आहत 
करना 


पहला सत्र 


संसद का 
वाषिक सत्र 


$ आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


कानून बना सकती है? जिससे प्रत्येक मौलिक राज्य का बराबर 
प्रतिनिधित्व बना रहे और किसी मौलिक राज्य के लिए छ: 
सीनेटर से कम न हों । 


सीनेटर छः वर्ष की अवधि के लिए चुने जाएँगे, और 
प्रत्येक राज्य के लिए चुने हुए सीनेटरों का नाम महाराज्यपाढ 
की ओर से राज्यपाल द्वारा प्रमाणित होगा । 


'निर्वाचकों 5. प्रत्येक राज्य में सीनेटरों के निर्वाचकों की अहंता वही 

को अहंता होगी जो इस संविधान द्वारा या संसद द्वारा प्रतिनिधि-सदन के 
सदस्यों के निर्वाचकों के लिए अहर्ता के रूप में निर्धारित हे; 
लेकिन सीनेटरों के निर्वाचन पर प्रत्येक निर्वाचक केवल एक बार 
मत देगा। 


सीनेटरों के 9. राष्ट्रमण्डल की संसद सीनेटर चुनने का तरीका निर्धा- 

निर्वाचन रित करते हुए कानून बना सकती है, लेकिन प्रत्येक राज्य के लिए 

का तरीका इस प्रकार निर्धारित तरीका एकसमान होना चाहिए। किसी ऐसे 
कानून के अधीन प्रत्येक राज्य की संसद उस राज्य के लिए सीनेटर 
चुनने का तरीका निर्धारित करते हुए कानून बना सकती हे । 


* प्रतिनिधित्व अधिनियम, 948, सेक्शन 4 द्वारा प्रत्येक 
राज्य के लिए सीनेटरों की संख्या बढ़ाकर दस कर दी गई हे । 

2 सेक्शन 9 द्वारा दी गई शक्तियों के अनुसरण में निम्नलिखित 
राज्य अधिनियम पारित किए गए हैं । 


राज्य संख्या संक्षिप्त शीषंक. कैसे अनु- 
भावित न ला मात हो. 


न्यू साउथ नं० 738, 900 संघीय निर्वाचन नं० 9, 908 


वेल्स अधिनियम, 900 द्वारा सेक्शन 
2,8,4,8 और 
6 तथा अनु- 
सूची निरसित 
की गई; नं० 
4], व0902 
द्वारा पूर्णतः 
निरस्त । 


५ 





सीनेट 9 


अर 


किसी राज्य की संसद उस राज्य के लिए सीनेटरों के निर्वाचनों समय और 
का समय और स्थान निश्चित करने के लिए कानून बना स्थान 
सकती हूँ । 


“साउथ न० 9, 908 सीनेटर निर्वाचन नं० 75, 92 
वेल्स अधिनियम 908, द्वारा संशोधित 
” » नें० 75, 9]9 सीनेटर निर्वाचन 
(संशोधन) अधि- न 
नियम 92 
विक्टोरिया नं० 75 संघीय निर्वाचन नं० 860 
अधिनियम 900 द्वारा निरसित 


नं० 860 सीनेट निर्वाचन नं० 2723 
(समय और स्थान) द्वारा निरसित 
अधिनियम 903 और पुनरधि- 

नियमित 
विक्टोरिया न० 2723 सीनेट निर्वाचन नं० 3769 द्वारा 
(समय और स्थान) निरसित और 
अधिनियम, 95 पुनरधिनियमित 
विक्टोरिया नं० 3769 सीनेट निर्वाचन नं ० 6365 द्वारा 
(समय और स्थान) निरसित और 
अधिनियम, 928 पुनरधिनियमित 
विक्टोरिया नं० 63868 सीनेट निर्वाचन 
अधिनियम, 958 
क्वींसल्ड.. नं० 25 राष्ट्रमण्डल की संसद प्रवर्तन परि- 
विक्टो ०84 के निर्वाचन अधिनि- समाप्त 
यम और निर्वाचन 
अधिनियम 885 
से 898 तक, ]900 
का संशोधन अधि- 





नियम 
$ ७० एडव ५]॥] सीनेटर निर्वाचन 
नं० 6 अधिनियम 903 
दक्षिणी नं० 8834 सीनेटर निर्वाचन 
आस्ट्रेलिया अधिनियम, 903 


पश्चिमी नं० ],  सीनेटर निर्वाचन नुं० 27, 92 
आस्ट्रेलिय 4903 अधिनियम 903 द्वारा संशोधित 
न अमर मकर की 2 कक 


कि 'माल+अभापयबक+५+२५थ++नक, 





]0 आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


राज्य 0. यदि संसद कोई दूसरा उपबन्ध नहीं करती है, तो इस 
कानूनों की संविधान के उपबन्ध में राज्य की संसद के बहुसंख्यक' (7078- 
प्रयुक्ति शपा॥७/०08) सदन के लिए निर्वाचनों से सम्बन्धित प्रत्येक राज्य 
में उस समय के लिए प्रवृत्त कानून, यथा निकट व्यवहाय हो, उस 

राज्य के सीनेटरों के निर्वाचनों पर छाग होंगे । 


सीनेटरों की. ]], सीनेट में अपने प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने में 
चुनने में किसी राज्य की असफलता के होते, सीनेट अपना कार्य निबटाने 
असफलता के लिए अग्रसर हो सकता है । 


लेख 42, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य के लिए सीनेटरों 
प्रचालन के निर्वाचन के लिए निकाले जानेवाले लेख तेयार करा सकता 
हैं। सीनेट के विघटन की स्थिति में इस प्रकार के विघटन की 

उद्घोषणा से दस दिन के भीतर लेख जारी किया जाएगा। 


सोनेटरों का _8, सीनेंट की पहली बेठक के पश्चात्‌ और सीनेट की 
आवतंन प्रत्येक पहली बैठक के अनन्तर उसके विघटन के बाद, यथा शीघ्र 
भन्‌ 4907 व्यवहाय हो, सीनेट प्रत्येक राज्य के लिए चुने हुए सीनेटरों को 
के नं० ] यथा निकट व्यवहार्य बराबर संख्या वाली दो श्रेणियों में विभक्‍त 
सेक्शन 2 करेगा; और पहली श्रेणी के सीनेटरों के स्थान उनकी सेवा- 
द्वारा परि- अवधि से लगाकर तीन वर्ष की समाप्ति पर रिक्त हो जाएँगे, और 
बतित दूसरी श्रेणी के सीनेटरों के स्थान छः: वर्ष की समाप्ति पर; और 
उसके बाद सीनेटरों के स्थान उनकी सेवा की अवधि से लगाकर 

छः वर्ष की समाप्ति पर रिक्त ही जाएँगे । 


, पश्चिमी नं० 27, सीनेटर निर्वाचन 


आस्ट्रेलिया 49]2 संशोधन अधिनियम, 
।992 


तस्मानिया नं० 89 संघीय निर्वाचन 26जार्ज ए, नं० 8 
विक्टो 64 अधिनियम, 900. द्वारा निरस्त 
७ एडवएत, सीनेटर निर्वाचन 26जाजं ५, नं ० 8 
गू०65 अधिनियम, 90$ द्वारा 
मर <0जाजं ५, सीनेट निर्वाचन निरस्त 
हम नेंडे अधिनियम, 935 


7*हुडे- अंक हा 5.7 लपहसपक्न्‍ कक ५ चकसलक.. सकरमन्‍-+ 3. ५ + >०- 


डक... .बकततओता 


सीनेट 

रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए निर्वाचन उन स्थानों पर 
रिक्‍्तता हो जाने से पहले एक वर्ष के भीतर किया जाएगा। 

इस सेक्शन के प्रयोजन के लिए किसी सीनेटर की सेवा-अवधि 
उसकी निर्वाचन तिथि के पश्चात्‌ तदनन्तर जुलाई के पहले दिन 
प्रारम्भ हुई समझी जाएगी, प्रथम निर्वाचन और सीनेट के किसी 
विघटन के पश्चात्‌ दूसरे निर्वाचन की परिस्थितियों को छोड़कर; 
जिनमें अवधि उनके निर्वाचन के दिन की अनुगामी जुलाई के पहले 
दिन से प्रारम्भ हुई समझी जाएगी । 

]4. जब कभी किसी राज्य के लिए सीनेटरों की संख्या में 
वृद्धि या ह्वास हो, तो राष्ट्रमण्डल की संसद उस राज्य के लिए 
सीनेटरों के स्थानों की रिक्तता के लिए ऐसी व्यवस्था करेगी जेसी 
उसे आवर्तन की नियमितता बनाए रखने के लिए आवश्यक 
प्रतीत हो । 

48. यदि किसी सीनेटर का स्थान उसकी सेवा-अवधि 
की समाप्ति से पहले रिक्त हो जाता है, तो उस राज्य की संसद 
के सदन, जिसके लिए वह चुना गया था, एकत्रित बैठकर और मत 
देकर उस अवधि की समाप्ति तक या इसकी दूसरी व्यवस्था के 
अनुरूप किसी उत्तराधिकारी के निर्वाचन तक, जो भी पहले 
घटित हो, वह स्थान ग्रहण करने के लिए कोई व्यक्ति 
चुनेंगे । लेकिन यदि राज्य की संसद के सदन, उस समय 
जब रिक्‍तता अधिसूचित (70076) की गई हो, सत्र में न 
हों तो उस राज्य का राज्यपाल उसकी कार्यपालिका परिषद्‌ की 
सलाह से किसी व्यक्ति को राज्य की संसद के आगामी सत्र के 
समारम्भ के परचात्‌ चौदह दिन की समाप्ति पयंनन्‍त या 
किसी उत्तराधिकारी के निर्वाचन तक के लिए, इनमें जो भी पहले 
घटित हो, उस स्थान को ग्रहण करने के लिए नियुक्त करेगा । 

प्रतिनिधि-सदन के सदस्यों के आगामी साधारण निर्वाचन पर 
या राज्य के लिए सीचेंटरों के आगामी निर्वाचन पर, जो भी 


4 देखिए प्रतिनिधित्व अधिनियम 948-949, सेक्शन 
4 और 5। 


7 


आवतंन के 
लिए दूसरी 
व्यवस्था 


आकस्सिक 
रिक्तताएँ 


१9 आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


पहले घटित हो, कोई उत्तराधिकारी, यदि तब तक अवधि समाप्त 
नहीं हुई हे, अपने निर्वाचन की तिथि से लेकर अवधि की समाप्ति 
तक के लिए वह स्थान प्रहण करने के लिए चुना जाएगा। 


इस प्रकार निर्वाचित या नियक्त किसी सीनेटर का नाम 
“हाराज्यपाल की ओर से उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रमाणित 
होगा । 
सीनेट की 6. किसी सीनेटर की अदरताएँ वही होंगी जो प्रतिनिधि- 
अहता . सदन के किसी सदस्य की है । 
राष्ट्रपति +7. कोई दूसरा कार्य निबटाने की कायवाही प्रारम्भ 
का निर्वाचन करने से पहले, सीनेट किसी सीनेटर को राष्ट्रपति होने के लिए 
चुनेग और जितनी बार राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा 
सीनेट उतनी बार कोई सीनेटर राष्ट्रपति होने के लिए चुनेगा। 


राष्ट्रपति अपना पदधारण करना त्याग देगा यदि बह सीनेटर 
होना छोड़ देता है । वह सीनेट के किसी मतदान द्वारा अपने 
पद से हटाया जा सकता हैं, या अपने पद से या अपनी सीट 


से महाराज्यपाल को सम्बोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख 
दारा त्यागपत्र दे सकता है। 


राष्ट्रपति की. 8, राष्ट्रपति की किसी अनुपस्थिति के समय या उससे 
अनुपस्थिति पहले, उसकी अनुपस्थिति में उसके कत्यों के संपादन के लिए 
किसी सीनेटर को सीनेट चुन सकता है। 


सोनेटर का ]9. कोई सीनेटर राष्ट्रपति को, यथा यदि राष्ट्रपति वहाँ 
स्तोफा नहोया यदि राष्ट्रपति राप्ट्रमण्डल से अनुपस्थित हो तो महा- 


उज्यपाछ को सम्बोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने 
स्थान से स्तीफा दे सकता है जो उसके बाद रिक्त हो जाएगा । 
अनुपस्थिति 20. किसी सीनेटर का स्थान रिक्त समझा जाएगा यदि 
द्वारा वह संसद के किसी सत्र में ऊगातार दो महीने सीनेट की अनुज्ञा' 
बिना सीनेट में उपस्थित होने में असफल होता हे । 
रिक्‍्तता <7. यदि सीनेट में कोई रिक्‍्तता घटित हो जाती हे, तो 
अधिसूचित राष्ट्रपति, था यदि कोई राष्ट्रपति न हो या यदि राष्ट्रपति 
होगी राष्ट्रमण्डल से अनुपस्थित हो तो महाराज्यपार उस राज्य के 


प्रतिनिधि-सदन 


राज्यपाल को जिसके अभिवेदन (7९[07.8867(8[४07) में रिक्तता 
घटित हुई है, अधिसूचित (70४77) करेगा । 


४2. यदि संसद कोई दूसरा उपबंध नहीं करती है, तो गणपूर्ति 
सीनेट की शक्तियों के प्रयोग के लिए किसी उपवेशन की गणपूति 
में सीनेटरों की पूरी संख्या की कम-से-कम तिहाई संख्या के 
सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी । 

23. सीनेट में उठने वाले प्रहनों को बोटों के बहुमत से सीनेट में 
निश्चित किया जाएगा, और प्रत्येक सीनेटर का एक मत होगा; मतदान 
और यदि मतों की संख्या बराबर हो तो प्रइन नकारात्मक पारित 
होगा । 


भाग ता 


प्रतिनिधि-सदन 


424. राष्ट्रमण्डल की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से चुने हुए प्रतिनिधि- 
सदस्यों से प्रतिनिधि-सदन बनेगा, और ऐसे सदस्यों की संख्या, सदन का 
यथा निकट व्यवहायं हो, सीनेटरों की संख्या की दुनी होगी । विधान 

विभिन्न राज्यों में चुने जानेवाले सदस्यों की संख्या उनकी 
जनता को अपनी-अपनी संख्याओं के समानृपात में होगी, और 
यदि संसद कोई दूसरा उपबंध नहीं करती हू तो, जहाँ कहीं आवश्यक 
हो, निम्नलिखित हंग से निश्चित की जाएगी : 

(7) राष्ट्रमण्डल की अधुनातन सांख्यिकी द्वारा प्रदर्शित 
+द्रमग्डछ की जनता की संख्या को सीनेटरों की संख्या के दूने 
से भाग देकर कोटा अभिनिश्चित किया जाएगा। 

() प्रत्येक राज्य में चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या 
हाट्रमण्डल की अधुनातन सांख्यिकी द्वारा प्रदर्शित राज्य की 
जन-संख्या में कोटा से भाग देकर निद्चित की जाएगी; और 
यदि ऐसे विभाजन में कोटा के आधे से अधिक शेष बचता ह्तो 
उस राज्य में एक अधिक सदस्य चुना जाएगा । 


लेकिन इस सेक्शन में किसी बात के होते, प्रत्येक मौलिक 
राज्य म॑ कम-से-कम पाँच सदस्य चुने जाएँगे । 


4 आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


भतक्न से 28. पूवबंगत सेक्शन के प्रयोजन के लिए, यदि किसी राज्य- 

अनहित. कानून द्वारा किसी जाति के सभी व्यक्ति राज्य की संसद के 

जातियों के बहुसंख्थक सदन के लिए निर्वाचन में मतदान करने से अनहित 

संबंध में किए गए हैं तो राज्य की या राष्ट्रमण्डल की जनसंख्या की गणना 

उपबंध.. करने में उस राज्य के निवासी उस जाति के लोग नहीं गिने 
जाएँगे । 


प्रथण संसद 26. सेक्शन चौबीस में किसी बात के होते, प्रथम निर्वाचन 
में प्रतिनिधि में प्रत्येक राज्य से चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या निम्नलिखित 


होगी : 
न्यू साउथ वेल्स “तैइस 
विक्टोरिया “"जीस 
क्वींसलेंड -+-आठ 
दक्षिणी आस्ट्रेलिया. छः 
तस्मानिया “पाँच 


यदि मान लिया जाए कि परिचमी आस्ट्रेलिया एक मौलिक राज्य 
है, तो संख्या निम्नलिखित भाँति होगी : 


न्यू साउथ बेल्स --छब्बीस 
विक्टोरिया > तैइस 
क्वींसलेंड  नन्‍न्‍नौ 
दक्षिणी आस्ट्रेलिया. --सात 
परिचिमी आस्ट्रेलिया --पाँच 
तस्मानियां “पाँच 


सदस्यों की £प. इस संविधान के उपबन्ध में, प्रतिनिधि-सदन के 
संख्या से. सदस्यों की संख्या घटाने या बढ़ाने के लिए संसद कानून बना 
परिवतत सकती है।.. 

प्रतिनिधि 28. प्रत्येक प्रतिनिधि-सदन उस सदन के प्रथम उपवेशन 
सदन की से तीन वर्ष तक चलेगा, और उससे अधिक नहीं, परन्तु महा- 
अवधि राज्यपाल द्वारा उससे पहले विघटित किया जा सकता हे । 
निर्वाचकीय 29. यदि राष्ट्रमण्डल की संसद दूसरा उपबंध नहीं 
भमडड करती हूं, तो किसी राज्य की संसद प्रत्येक राज्य में मण्डलों को, 


प्रतिनिधि-सदन 


जिनके लिए प्रतिनिधि-सदन के सदस्य चने जाएँगे, और प्रत्येक 
मंडल के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या को निश्चित 
करने के लिए कानून” बना सकती है । विभिन्न राज्यों के हिस्सों 
को मिलाकर कोई मंडल नहीं वनाया जाएगा । 

किसी दूसरे उपबंध के अभाव में, प्रत्येक राज्य एक 
निर्वाचक-मण्डल (७९४०४०7७६७) होगा । 

30. यदि संसद दूसरा उपबंध नहीं करती है तो प्रत्येक 
राज्य में प्रतिनिधि-सदन के सदस्यों के निर्वाचकों की अहँता वही 
होगी जो राज्य के कानून द्वारा राज्य की संसद के बहसंख्यक 
(7076 शञाप्रा70'008) सदन के निर्वाचकों की अहंता निर्धारित 
हैं; लेकिन सदस्यों के चुनाव में प्रत्येक निर्वाचक्त केवल एक बार 
मत देगा। 

34. यदि संसद दूसरा उपवंध नहीं करती है, तो इस 
संविधान के उपवन्ध में राज्य की संसद के वहसंख्यक सदन के 
लिए निर्वाचन से संबंधित उस समय प्रत्येक राज्य में प्रवत्त 


* सेक्शन 29 द्वारा दी गई शक्तियों के अनुसरण में 


निम्नलिखित राज्य-अधिनियम पारित किए गए, परन्तु राष्ट्रमण्डरू 

निवरचचिकीय अधिनियम, 902 के अधिनियमन पर उत्तका प्रभाव- 

कारी होना समाप्त हो गया । 

राज्य संख्या संक्षिप्त शीर्षक 

न्यू साउथ वेह्स नं० 73,900 संघीय निर्वाचन अधिनियम, 
4900 

विक्टोरिया नं० 667 विक्टोरियाई संघीय प्रतिनिधि- 
सदन निर्वाचकर्मंडल अधिनियम, 


900 
व्वींसलेंड विक्टो 64, राष्ट्रमंडल संसद का निर्वाचन 
नं० 25 अधिनियम और निर्वाचन अधि- 


नियम 885 से 898, 900 
का संशोधन अधिनियम, 
परिचमी विक्टो० 64, परिचमी आस्ट्रेलिया संघीय 
आस्ट्रेलिया नं० 6 प्रतिनिधि-सदन निर्वाचकमण्डल 
अधिनियम, 900 


जि छा पक क््कल्ललकलल कलकत्ता पतन सन 9 9 पनन33+पर> नमन 43 77०5 7 52) 


46 


निर्वाचकों 
की अहुँता 


राज्य काननों 
की प्रयक्ति 


46 


साधारण 
निर्वाचन के 


आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


कानून, यथानिकट व्यवहाये हो, राज्य में प्रतिनिधि-सदन के 
सदस्यों के निर्वाचन पर छाग होंगे। 


32. परिषद्‌ सहित महाराज्यपाल प्रतिनिधि-सदन के 
सदस्यों के साधारण निर्वाचन के लिए निकाले जाने वाले लेख 


लिए लेख तैयार करा सकता है । 


रिक्‍्तताओं 
के लिए 
लेख 


सदस्यों की 
अहुताएँ 


अध्यक्ष का 


“अस साधारण निर्वाचन के पश्चात्‌, किसी प्रतिनिधि-सदन 
की समाप्ति से या उसके किसी विघटन की उद्घोषणा से दस 
दिन के भीतर लेख निकाले जाएँगे । 


७७. जब कभी प्रतिनिधि-सदन में कोई रिक्तता घटित हो, 
तो अध्यक्ष (8].68):७/) किसी नए सदस्य के निर्वाचन के लिए 
अपना लेख निकालेगा, या यदि कोई अध्यक्ष न हो या यदि 
वह राष्ट्रमण्डल से अनुपस्थित हो तो परिषद्‌ सहित महाराज्य- 
पाल लेख निकाल सकता है । 


७4. यदि संसद दूसरा उपबंध नहीं करती है, तो प्रति- 
निधि-सदन के किसी सदस्य की अहंताएँ निम्नलिखित होंगी : 


(7) वह अवश्यमेव इक्कीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका 
हो, और वह अवश्यमेव प्रतिनिधि-सदन के निर्वाचन पर मत देने 
का हकदार (&प्री०|) निर्वाचक हो, या ऐसा निर्वाचक होने 
की अहूंता प्राप्त कोई व्यक्ति हो, और उस समय वतंमान, जब 
तह चुना गया हैं, राष्ट्रमंडल की सीमा के भीतर कम-से-कम तीन 
वर्ष तक अवश्यमेव निवासी रहा हो : 


(7) वह अवध्यमेव देश में पेंदा हुआ या संयक्तराज 
के किसी कानून के अन्तर्गत कम-से-कम पाँच वर्ष के लिए 
देशीकृत, या किसी उपनिवेश को, जो कोई राज्य हो गया हो या 


- ही रहा हो, या , पड्रमण्डल को या किसी राज्य के अधीन 


महारानी की प्रजा हो । 


35. कोई दूसरा कार्य निबटाने के लिए अग्रसर होने से 
पहले, प्रतिनिधि-सदन किसी सदस्य को सदन का अध्यक्ष होने 
के लिए निर्वाचित करेगा, और जितनी बार अध्यक्ष का पद 


संसद के दोनों सदन 
रिक्त होगा सदन उतनी बार किसी सदस्य को अध्यक्ष होने के 
लिए चनेगा । 

अध्यक्ष अपना पद घारण करना बन्द कर देगा यदि वह सदस्य 
होना छोड़ देता है । सदन के किसी मतदान द्वारा उसे पद से हटाया 
जा सकता है, या वह महाराज्यपाल को सम्बोधित कर अपने हस्ता- 
क्षर सहित लेख से अपनी सीट या अपने पद से स्तीफा दे सकता हू । 

36. अध्यक्ष की किसी अनुपस्थिति के समय या अनुपस्थिति 
से पहले उसकी अनुपस्थिति में उसके कृत्यों के सम्पादन के लिए 
प्रतिनिधि-सदन किसी सदस्य को चुन सकता हैं । 

37. कोई सदस्य अध्यक्ष को, या यदि कोई अध्यक्ष न हो 
या अध्यक्ष राष्ट्रमण्डल से अनुपस्थित हो तो महाराज्यपाल को 
सम्बोधित कर अपने हस्ताक्षरसहित लेख से अपने स्थान से स्तीफा 
दे सकता हैं जो उसके पदचात्‌ रिक्त हो जाएगा। 

38. किसी सदस्य का स्थान रिक्त हो जाएगा यदि वह 
संसद के किसी सत्र में लगातार दो महीने तक सदन की अनुज्ञा 
बिना सदन में उपस्थित होने में असफल होता हे । 

39. यदि संसद दूसरा उपबंध नहीं करती है, तो सदन की 
शक्तियों के प्रयोग के लिए उसके किसी उपवेशन की गणपूर्ति 
करने के लिए प्रतिनिधि-सदन की पूरी संख्या की कम-से-कम एक 
तिहाई संख्या के सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी । 

40. प्रतिनिधि-सदन में उठनेवाले प्रइन, अध्यक्ष का मत 
छोड़कर, बहुमत से निश्चित किए जाएगे। अध्यक्ष तब तक मत 
नहीं देगा जब तक मत-संख्या वराबर न हो, और तब उसका 
निर्णायक मत होगा । 

भाग 4९ 
संसद के दोनों सदन 

4]., किसी वयस्क व्यक्ति को, जो किसी राज्य की संसद के 
वहुसंख्यक सदन के लिए निर्वाचन में मतदाता अधिकार प्राप्त 
है या प्राप्त करता है, जब तक उसे अधिकार प्राप्त हूँ राष्ट्रमण्डल 

र्‌ 


[7 


अध्यक्ष की 
अनुपस्थिति 


सदस्य का 
स्तीफा 


अनुपस्थिति 
के कारण 
रिक्‍्तता 


गणपुूरति 


प्रतिनिधि- 
सदन में 
मतदान 


राज्य के 
निर्वाचकों 
के अधिकार 


है. 


निष्ठा की 
शपथ या 
अभिपुष्टि 


एक सदन 
का सदस्य 
दूसरे के 


अपात्र 
अहंताएँ 


आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


के किसी कानून द्वारा राष्ट्रमण्डल की संसद के किसी भी सदन के 
लिए निर्वाचन में मत देने से रोका नहीं जाएगा । 


42. प्रत्येक सीनेटर और प्रतिनिधि-सदन का प्रत्येक सदस्य 
अपना स्थान ग्रहण करने से पहले महाराज्यपाल के सम्मख या 
उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के सम्मुख इस संविधान की 
अनुसूची (80॥6वत7)6) में निर्धारित शपथ या निष्ठा का प्रतिज्ञा 
पन और अभिदान (8प्086४9७) करेगा । 


48. संसद के किसी सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के 
सदस्य के रूप में निर्वाचित होने या उपवेशन के लिए अपात्र 
होगा । 


44. कोई व्यक्ति जो 


() किसी विदेशी सत्ता की अनुषक्ति (9067"०806) 
या आज्ञापालन (006व०78०७) , या निष्ठा विषयक किसी प्रतिज्ञा- 
पन के अन्तर्गत हे, या किसी विदेशी सत्ता की कोई प्रजा या कोई 
नागरिक हें या प्रजा या नागरिक विशेषाधिकारों ([77ए०2०४) 
या अधिकारों के लिए हकदार है; या 


(7) अभिद्रोही (६768807) है, या अभिशस्त रहा है और 
सजा के अन्तगंत है, या राष्ट्रमण्डल या किसी राज्य के कानून 
के अन्तर्गत दण्डनीय किसी अपराध के लिए एक वर्ष या उससे 
अधिक के लिए कारावास दंड से दंडित होने का पात्र है; या 

(गा) कोई अनिर्मुक्त दीवालिया (0870/टा'प्00) या शोधा- ' 
क्षम (॥80]ए९7%) है; या 

(77) काउन के अन्तगंत कोई वेतनभोगी पद धारण करता है,या 

राष्ट्रमण्डल के राजस्वों (767७४ ४७३ ) में से किसी राजस्व से देय, 
काउन की प्रसन्नता तक, कोई निवृतिका (9७४४0) पाता है; या 
. (५) पच्चीस व्यक्तियों से अधिक कौ बनी हुईं किसी निग- 
मित संस्था (कंपनी ) (7700707906वें 00770%879 ) के 
“न्‍्य सदस्यों के साथ है और सामान्य सदस्य से भिन्न, राष्ट्रमण्डल 


संसद के दोनों सदन 


की लोकसेवा के साथ किसी करारनामें में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
आधथिक (]060प्र787ए) अभिरुचि रखता है : वह प्रतिनिधि- 
सदन केसदस्य या किसी सीनेटर के रूप में बैठने या चुने जाने 
के लिए अक्षम होगा । 


लेकिन राष्ट्रमण्डल के लिए महारानी के राज्यमंत्रियों 
में किसी के पद के लिए, या किसी राज्य के लिए महारानी 
के मंत्रियों में किसी के लिए, या महारानी की नौ-सेना या 
थल-सेना के सदस्य या किसी अधिकारी के रूप में किसी व्यक्ति 
द्वारा किसी निवृतिका या अधवेतन या वेतन की प्राप्ति को, या 
राष्ट्रमण्डल की नौसेना या मिलिटरी शक्षित के सदस्य या किसी 
अधिकारी के रूप में किसी व्यक्ति की वेतन-प्राप्ति को जिसकी 
सेवाएं राष्ट्रमण्डल द्वारा सम्पूर्णत: नियोजित (७79]१07०6 ) 
नहीं है, उपधारा (77) लागू नहीं होती है । 


49 


48. यदि कोई सीनेटर या प्रतिनिधि-सदत का कोई सदस्य अनहेंता 
(7) पूर्ववर्ती अन्तिम सेक्शन में उल्लिखित अपात्रताओं में घटित होने 


से किसी का भागी (5प्रास्‍]8०$) हो जाता हे : या 

(7) चाहे अधिन्यास (88अं877707$), या प्रशमन 
(००0४७०४ .700 ) द्वारा या किसी अन्य प्रकार से दीवालिया या 
शोवाक्षम ऋणी से संबंधित किसी कानून का लाभ लेता है; या 

(४॥) राष्ट्रमण्डल के निमित्त की गई सेवाओं के लिए या 
संसद में किसी व्यक्ति या राज्य के निमित्त की गई सेवाओं के 
लिए मानदेय (#0707क7प70) या कोई शुल्क (£6९) प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूप से लेता हे या लेने को राजी होता हे : 


तो उसके पश्चात्‌ उसका स्थान रिक्त हो जाएगा । 


पर रिक्‍्तता 


46. यदि संसद कोई दूसरा उपबंध नहीं करती हैँ तो इस अनहित हो 
संविधान द्वारा प्रतिनिधि-सदन के सदस्य के रूप में या सीनेटर के जाने के बाद 
रूप में बठने के लिए अक्षम उद्घोषित [किया गया कोई व्यक्ति उपवेशन के 

प्रत्यक दिन के लिए, यदि वह यथापूर्व बैठता है, ऐसे व्यक्ति को लिए दंड 


जो इसके लिए किसी सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायाल्‍रूय में दावा 
करता है, एक-एक सौ पौंड की राशि चुकाने का जिम्मेवार होगा । 


20 


विवादपग्रस्त 
निर्वाचन 


सदस्यों 
को भत्ता 


सदनों के 
विद्यषा- 
घिकारादि 


नियम और 
आदेश 


संसद की 
विधान 
शक्ति 


आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


47. यदि संसद दूसरा उपबंध नहीं करती है, तो किसी 
सीनेटर की अहंता के संबंध में या प्रतिनिधि-सदन के किसी 
सदस्य की अहंता के संबंध में, या संसद के किसी सदन में किसी 
रिकतता के संबंध में, या किसी सदन के किसी विवादग्रस्त 
निर्वाचन के संबंध में कोई प्रशत्त उस सदन द्वारा निर्णीत किया 
जाएगा जिसमें प्रश्न उठता हे । 


, 48. यदि संसद दूसरा उपबन्ध नहीं करती हे, तो प्रत्येक 
सीनेटर और प्रतिनिधि-सदन का प्रत्येक सदस्य चार सौ पौंड 
की धन राशि वाषिक भत्ते के रूप में पाएगा जो उस दिन से दी 
जाएगी जिस दिन वह अपना स्थान ग्रहण करता हे । 


49. सीनेट की और प्रतिनिधि-सदन की और प्रत्येक 
सदन की समितियों (00707760668 ) और सदस्यों की शक्तियाँ, 
विशेषाधिकार, और प्रतिरक्षाएँ (7770४ां%४68) वही होंगी 
जो संसद द्वारा उद्घोषित की गई हों, और यदि उद्घोषित न 
हों, तो राष्ट्रमण्डल की स्थापना पर वही रहेंगी जो संयुक्त राज 
(ए77॥०व 8786077 ) की संसद के लोक-सदन ((!07000077% 
0786), और उसकी समितियों और' सदस्यों की हैं । 

50. संसद का प्रत्येक सदन 
(3) उन्त तरीकों के संबंध में जिसमें उसकी शक्तियाँ, विशेषा- 
घिकार और प्रतिरक्षाएँ प्रयुक्त होंगी और निषिद्ध की जाएँगी : 

(7) दूसरे सदन के साथ संयुक्त रूपसे या पृथक रूप से 
अपने व्यापार और कार्यवाहियों के संचालन और व्यवस्था के संबंध 
में नियम और आदेश जारी कर सकता है । 


भाग ४ 


श्रेंसद की शक्तियाँ 


54. इस संविधान के उपबन्ध में, संसद को अधोलिखित 
विषयों के संबंध में राष्ट्रमण्डल के छिए उत्तम सरकार, व्यवस्था 
तथा शांति के निमित्त कानून बनाने की शक्ति! होगी : 


“ अधोलिखित साम्राज्य अधिनियमों ([770७४8]| ॥०॥8) 


संसद की शक्तियाँ 


(१) राज्यों के बीच. और दूसरे देशों के साथ व्यापार 
और वाणिज्य : 


(7) करभार; लेकिन इस प्रकार कि राज्यों और राज्यों 
के हिस्सों के बीच विभेद (व8077777908) न किया गया हो : 

(0) मालों के निर्यात और उत्पादन पर अधिदान 
(90०४४४6४) , लेकिन इस प्रकार कि सम्पूर्ण राष्ट्रमण्डल में 
एऐसे प्रतिदान एक समान हों : 

(+ए) राष्ट्रमण्डल की जन-साख (9ए0॥0 ०८९१४) पर 
घन उधारण (00770फ9772 ) : 

(०) डाक. तार. टेलीफोन और इस प्रकार की दूसरी 
सेवाओं : 

(५१) राष्ट्रमण्ड्छ के विभिन्न राज्यों की नौ-सेना और 
मिलिटरी सुरक्षा, और राष्ट्रमण्डल के कानून को बनाए रखने 
और निष्पादन के लिए संन्‍्यवलरू का नियंत्रण : 

(५7) प्रकाश-गृहों (807707868) प्रकाश-नौकाओं 
(02॥097708), आकाशदीपों ( 0९8९८०४8 ) और प्लावों 
(बोया ) : 

(/) खगोलीय ( 8800०70८७ ) और अंतरिक्ष 
शास्त्रीय प्रक्षण (060870]0:208 00807"एक४07 ) : 

(75%) संगरोध (१४७7७॥॥776 ) : 

(5) भक्षेत्रीय सीमाओं के बाहर आस्ट्रेलियाई समूुद्रों में 
मछली पकड़ने : 


द्वारा राष्ट्रमण्डल की संसद की वधानिक विघानशक्तियों का 
विस्तार हुआ : 

ह्ेल उद्योग (४५४७॥४४ 0007807"ए) नियमन (76४ए- 
49/709 ) अधिनियम 984, सेक्शन 8 ; आकस्मिकता अधिकार 
(सुरक्षा) अधिनियम 939, से० 5; स्थल और वायू सेना बल 
( वाषिक ) अधिनियम 940, से० 3; जिनेवा अभिसमय 
((४/00ए०7॥४07 ) अधिनियम 987, सेक्शन 2 । 


दर 


22 


नें० 8], 
+964 

सेक्शन 2 
द्वारा 

समावेशित 


व्यवस्था, विधघवाओं के लिए 


आस्ट्रलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 
(>) जनगणना और सांख्यिकी ः 
(जय) चलराशि, सिक्के और कानूनी निविदा: 
(जया) राज्य-बैंकिय को छोड़कर बेकिंग; संबंधित राज 


कक 


की सीमा के बाहर विस्तृत राज्य-बैंकिंग भी, बैंकों का निगमन 
और कागजी मुद्रा : 


(डाए) राज्य-बीमा छोड़कर बीमा : संबंधित राज्य की सीमा 
के बाहर विस्तृत राज्य-बीमा भी : 


(27) बाट और माप : 


(अए) विनिमय पत्र (0]8 ०/ ९०००१७॥४० ) और 
प्रामिसरी नोट (070778807ए 70668) : 


(जअणशो) दीवालापन और शोधाक्षमता ( 980|0"706ए 
क्षाते [080ए९४०ए) : 


(>श५पों) कृति स्वाम्य (00797४70), डिजाइनों और 
आविष्कारों के पेटेंट, और ट्रेड मार्क : 
(7) देशीकरण तथा अन्यदेशीय : 


(:४) विदेशी कारपोरेशन, और राष्ट्रमण्डल की सीमा के 
भीतर संगठित व्यापारी (78678 ) या वित्तोय कारपोरेशन : 
(सत्य) विवाह : 


(जया) तलाक और वेवाहिक कारण; और उसके संबंध 


में पेश्रिक अधिकार, और शिशुओं (7५68) का संरक्षण | 


(8६909 / और अभिरक्षा (०प्र&0व%9) : 


(स्पा) पंगृता (77200) और बुढ़ापा पेंशन 


(अश्यां। 9) मातृत्व कालीन (फाक्वांशमांकए ) भत्ते की 
पेंशन, बाल धर्मस्व (€740फ्न- 


हि 


। 
ृ 


(8 
| 
| 
का 


संसद की दक्तियाँ 


77676 ), बेरोजगारी (ए0७77008097067/ ), औषध निर्माण 
(70777806प्र7८४।॥ ), बीमारी और अस्पताल के राभ 
80४7688 80वें ॥08778 067०॥$3) , मेडिकल और दन्त 
सेवाएँ (लेकिन ऐसी सेवाएँ नहीं जिससे किसी प्रकार की सिविल 
बद्धता (20080790707 ) अधिकृत हो ), विद्याथियों और परि- 
वार के लिए भत्ता लाभ : 

(5फाए) सम्पूर्ण राष्ट्रमण्डल में राज्य न्यायालयों की सिविल 
और आपराधीप्र क्रियाओं और फंसलों का निष्पादन और तामील : 

(जडए ) राज्यों के कानूनों, लोक-अधिनियमों और अभि- 
लेखों (7०00748) तथा नेयायिक कार्यवाहियों की सम्पूर्ण राष्ट्र- 
मण्डल में मान्यता : 

(55४7) किसी राज्य की आदिवासी जाति छोड़कर, अन्य 
जाति के लोगों के छिए यदि विशेष कानून बनना आवश्यक 
समझा जाए : 

(जडण्या ) आप्रवासन (77779278007॥ ) और उत्प्रवासन 
(९0278 700 ) : 

(55ए्ा7) अपराधियों का अन्तःप्रवाह (75 ०0 6४ं- 
7088) : 

(5४)ह ) विदेशी मामले : 

(हडडझए) पंसिफिक द्वीपों के साथ राष्ट्रमण्डल के संबंध : 

(5६४१) किसी ऐसे प्रयोजन के लिए, जिसके संबंध में संसद 
को कानून बनाने की शक्ति है, किसी राज्य या व्यक्ति से 
समुचित शर्तों पर सम्पत्ति अजंच (8९०६ पांडांध्र०00) : 

(जड़ा) राष्ट्रमण्डल की नौ-सेना और मिलिटरी प्रयोजनों 
के निमित्त परिवहन के लिए रेलवे का नियंत्रण : 

(:55॥) राज्य की सहमति से राष्ट्रमण्डल और राज्य के 
बीच व्यवस्थित शर्तों पर राज्य की किसी रेलवे का अभिग्रहण : 

(>अएझुफऊाए ) किसी राज्य की सहमति से उस राज्य में रेलवे 
का निर्माण और प्रसार : 


23 


44: 


आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


(>779) किसी एक राज्य की असीमा के बाहर विस्तृत 
औद्योगिक विवादों के निपटारे और निवारण के लिए मध्यस्थ 
निर्णय और समाधान : 


(>::ए7) ऐसे विषय जिनके संबंध में, जब तक संसद कोई 


: दूसरा उपबन्ध नहीं करती है, यह संविधान व्यवस्था करता है : 


(>>) किसी राज्य या राज्यों की संसद या संसदों द्वारा 
राष्ट्रमण्डल की संसद को निर्दिष्ट मामले? ; लेकिन ऐसे मामलों में 
कानून उन्हीं राज्यों तक विस्तृत होगा जिनकी संसदों द्वारा मामला 
निर्देशित है या जिन्होंने बाद में कानून को अंगीकार कर नजर पून को अंगीकार कर लिया है। हे । 

: राष्ट्रमण्डल की संसद को विषय निर्देशित करने के लिए 

राज्य संसदों द्वारा अधोलिखित अधिनियम पारित किए 
गए हू । 


_राज्य रखा सक्षित सरक ए7777> संख्या संक्षिप्त शीषक॑ कब तक अनुभावी 
गननननलन--++++ततत 





न्यू साउथ 'नं० 68, राप्ट्रमण्डल शक्ति जनबरी, 92] 


वेल्स 96 (युद्ध) अधिनियम, को समाप्त; 
98 देखिए सेक्शन 8 
नं० 33, राष्ट्रमण्डल शक्ति समाप्त; देखिए 
4942 अधिनियम, सेक्शन 4 
4942 
नं० . 8, १) 37 77 
+948 943 


नं० 40, द्रव इंधन अधिनियम 8] जनवरी, 
7949 949 ([4परंत॑ 980 को 
प९ 8८४) समाप्त 
विक्टोरिया नं० 808 राष्ट्रमण्डल शक्ति नं० 4502 
(वाय जहाज़रानी ) द्वारा निरस्त 
अधिनियम, 
4920 
नं० 3688 पप्ट्रमण्डल सुब्य- नं०4502 द्वारा 
वसथा अधिनियम, निरस्त 
ु 928 (भाग ।[[) 
न० 4009 ऋण संपरिवर्तन 
करार अधिनियम, 
98] (नं० 2) 


संसद की दक्तियाँ 


(जडरपग) प्रत्यक्ष रीति से सम्बन्धित सभी राज्य संसदों 


की सहमति के साथ और उनकी प्रार्थना पर राष्ट्रमण्डल के भीतर 


क्वींसलेंड 


दक्षिणी 


आस्ट्रेलिया 


पश्चिमी 
आस्ट्रेलिया 


नं० 4980 राष्ट्रमण्डल शक्ति प्रवर्तित होने के 


]2 जार ४ 
नं० 30 


22 जाजे ५ 
नं० 30 


गए जाज ४७7 
नं० 9 


3 जार ४7 
नं० 435 

4 जाजे ४7 
नं० 2 


नं० 469, 
92] 


नं० 208], 
493॥ 


नं ०3, ] 943 


नं०4, 948 


अधिनियम, 
94ठ3 


राष्ट्रमण्डल शक्ति 
(वाय जहाज़रानी ) 


अधिनियम, 
92] 


राष्ट्रमण्डल विधान 
शक्ति अधिनियम, 


93] 


लिए अनुद्घोषित 
और अब उस 
प्रकार उद्घोषित 
नहीं हो सकता । 
] जाजे ए॥ नं० 
8 द्वारा निरस्त 


राष्ट्रमण्डल शक्ति समाप्त; देखिए 


अधिनियम, 
04ठ 


949 का द्रव 
ईंधन अधिनियम 


राष्ट्रमण्डल दक्ति 


(वायू परिवहन) 
अधिनियम, 
4950 
रास्ट्रमग्डल शक्ति 
(वाय्‌ जहाज़ रानी ) 
अधिनियम, 
92व 


राष्ट्रमण्डल विवान 


शक्ति अधिनियम 
49383] 

राष्ट्रमण्डल गक्ति 
अधिनियम, 

943 


राष्ट्रमण्डल शक्ति 


अधिनियम, 
4943 


से० < 


3[अगस्त]950 
को समाप्त 


987 के नं० 
“2352 द्वारा 
नि्रिस्त 


समाप्त; देखिए 
से० 8 


नं० 30, 947 
द्वारा संशोधित ; 
समाप्त, देखिए 

से० 4 


26 


26 


आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग जो इस संविधान की स्थापना पर 
पश्चिमी न० 87 7... >>. 4945 4947 के नें० 
आस्ट्रेलिया 945 3, 73 और8] 
द्वारा संशोधित 
४१ दिसम्बर 
+948को समाप्त 
नं० 30 7. 9» 4947 समाप्त देखिए 
4947 संशोधन अधि- नं० 4, 943 
नियम, 947 
नें० 3], राष्टमण्डल शक्ति 8] दिसम्बर 
4947 अधिनियम +948को समाप्त 
4948 संशोधन 
अधिनियम ]947 
नं० 78, राष्ट्रमण्डल 3। दिसम्बर, 
947 शक्ति अधि- 4948 को 
' नियम, ] 945 समाप्त 
संशोधन 
अधिनियम 
(नं० 2) 947 
नें० 8] १ राष्ट्रमण्डल है 77 
4947 शक्ति अधि- 
नियम 945- 
4947, संशोधन 
(अनुवर्तन)अधि- 
नियम, 947 
न० 2[, द्रव इंधन (आपात 8॥ दिसम्बर, 
4947 कालीन व्यव- 980 को 
प्थाएं) अधि- समाप्त 
नियम, 949 
पेस्मानिया व जार्ज  राष्ट्रमण्डल 4 जाजे एञ] जन्न॑० 
नं० 42. शक्ति (वायु ]4 द्वारा निरस्त 
जहाजरानी 
अधिनियम) 
4920 
प० 46 राष्ट्रमण्डल 
959 शक्ति ( वाय्‌ बा 
परिवहन) अधि- 


नियम, 982 





संसद की शक्तियाँ 


संयुक्त राज (छ: %.) की संसद द्वारा या आस्ट्रेलेशिया की 
संघीय परिपद द्वारा प्रयोय है । 

(जएुऊाहए) संसद या उसके किसी सदन, या राष्ट्रमण्डरू 
की सरकार या संघीय न्यायमण्डल (]प्रधांट#प्ा8) या राष्ट्र- 
मण्डल के किसी विभाग या अधिकारी में निहित इस संविधान 
द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के निष्पादन के प्रासंगिक विषयों 
के सम्बन्ध में । 


82. इस संविधान के उपबन्ध में, संसद को राष्ट्रमण्डल की संसद की 


शांति, सुव्यवस्था (07667) और उत्तम सरकार के लिए निम्न 
विषयों के संबंध में कानून बनाने की निरपेक्ष शक्ति होगी : 

(2) राष्ट्रमण्डल सरकार का स्थान, और सार्वजनिक 
प्रयोजनों के लिए राष्ट्रमण्डल द्वारा अजित सभी स्थान : 


(7) सावेजनिक सेवा के किसी विभाग से संबंधित मामले 
जिसका नियंत्रण इस संविधान द्वारा राष्ट्रमण्डल की कार्यपालिका 
सरकार को अंतरित कर दिया गया हें : 

(7]) संसद को निरपेक्ष शक्ति के अधीन होने के लिए 
इस संविधान द्वारा उल्लिखित दूसरे विषय । 


53. घन या राजस्व विनियोजित या करभार आरोपित 
करने वाले प्रस्तावित कानून सीनेट में नहीं प्रारम्भ होंगे । लेकिन 
कोई प्रस्तावित कानून केवल इस कारण राजस्व या धन 
विनियोजित, या करभार आरोपित करने बाला नहीं समझा जाएगा 
कि उस प्रस्तावित कानून के अन्तर्गत आरोपण या जुर्माने 
के विनियोजत या दूसरो आर्थिक ज्ञास्ति (96०परांक्षा'ए 
96797 .468) के लिए, या लाइसेंस के लिए शुल्कों की 
माँग या भृूगतान ( 7&५77७768 ) या विनियोजन के 
लिए या सेवाओं के लिए शुल्कों को व्यवस्थाएँ अन्‍्तर्वेशित 
(0079४7ए7708 ) हैं । 

करभार आरोपित करने वाले प्रस्तावित कानून या सरकार की 
सामान्य वाधिक सेवाओं के लिए राजस्व या घन का विनियोजन 
'करने वाले प्रस्तावित कानून का संशोधन संसद नहीं करेगी । 


निरपेक्ष 
शक्तियाँ 


विधान के 
संबंध सें 
सदनों की 
दक्तियाँ 


28 


विनियोजन 
बिल 


करभार 
बिल 


घनमदों पर 
सिफ़ारिश 


आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


सीनेट कोई प्रस्तावित कानून इस प्रकार संशोधित नहीं कर 
सकता हूँ जिससे जनता पर किसी प्रस्तावित शुल्क या भार की 
वृद्धि हो । 

सीनेट किसी स्तर पर किसी प्रस्तावित कानून की, जिसका 
संशोधन सीनेट नहीं कर सकता हे, किसी व्यवस्था या किसी 
मंद का संशोधन या निष्कासन प्रार्थनापृर्वक, सम्बाद द्वारा 
प्रतिनिधिसदन को लछौटा सकता हैँ और प्रतिनिधि-सदन, 
यदि उचित समझता हैँ तो, बिना परिवर्तन या परिवर्तन सहित 
निष्कासन या संशोधन में से किसी को पारित कर सकता है । 


इस सेक्शन के उपबन्ध के अतिरिक्त, सीनेट को प्रतिनिधि- 
सदन, के समान सभी प्रस्तावित कानूनों पर बराबर शक्ति 
होगी । 

84. ऐसा प्रस्तावित कानून, जो सरकार की सामान्य 
वाषिक सेवाओं के लिए राजस्व या घन का विनियोजन करता हें, 
केवल ऐसे ही विनियोजन के साथ व्यवहार करेगा । 


58. करभार आरोपित करने वाले कानून केवल करभार 
आरोपण के संबंध में व्यवहार करेंगे, और उनमें किसी दूसरे 


विषय के संबंध में व्यवहार करने वाली कोई व्यवस्था किसी 
प्रभाव की न होगी । 


करभार आरोपित करने वाले कानून, चुंगी और आबकार्र 
के शल्कों को छोड़कर, केवल करभार विषय के संबंध में 
व्यवहार करेंगे; परन्तु सीमांत शुल्क आरोपित करने वाले 
कानून केवल सीमांत शुल्क के संबंध में व्यवहार करेंगे, और आब- 
कारी शुल्क आरोपित करने वाले कानून केवल आबकारी शुल्क के 
संबंध में व्यवहार करेंगे । 

506. राजस्व या धन के विनियोजन के लिए प्रस्तावित 
कोई मतदान, कानून, प्रस्ताव तब तक पारित नहीं किया जाएगा 
जब तक विनियोजन के प्रयोजन की उस सदन के लिए जिसमें 


नस्ताव प्रारम्भ हुआ था महाराज्यपाल के सम्बाद द्वारा उसी सत्र 
में सिफ़ारिश न की गई हो । 


संसद की शक्तियाँ 


29 


57. यदि प्रतिनिधि-सदन कोई प्रस्तावित कानून पारित सदनों के 


करता है, और सीनेट उसको अस्वीकार करता हैँ या पारित करने बीच 


में असफल होता है, या ऐसे संझोधनों के साथ पारित करता हैँ असहसति 


जिनसे प्रतिनिधि-सदन सहमत नहीं होगा, और यदि तीन महीने 
के अन्तराल के बाद, उसी सत्र में या दूसरे सत्र में, प्रतिनिधि-सदन 
पुनः किन्‍्हीं संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के, जो सीनेट 
द्वारा संगत थे, बनाए गए थे या सुझाए गए थे, प्रस्तावित 
कानून पारित करता है, और सीनेट उसे अस्वीकार करता हैं 
या पारित करने में असफल होता है या ऐसे संशोधनों के साथ 
पारित करता है जिनसे प्रतिनिधि-सदन सहमत नहीं होगा, 
तो महाराज्यपाल सीनेट और प्रतिनिधि-सदन को साथ-साथ 
विघटित कर सकेगा । लेकिन समय के समापवाह (४ई/प्रद्आरा/00) 
द्वारा प्रतिनिधि-सदन की परिसमाप्ति की तिथि से पहले छः 
महीने के भीतर ऐसा विघटन नहीं किया जाएगा । 

यदि ऐसे विधटन के पश्चात्‌ प्रतिनिधि-सदन प्रस्तावित कानून, 
किन्‍्हीं ऐसे संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के जो सीनेट 
द्वारा सम्मत थे या बनाए गए थे या सुझाए गए थे पुनः पारित 
करता हे और सीनेट उसे अस्वीकार करता है या पारित करने में 
असफल होता है या ऐसे संशोधनों सहित पारित करता हैँ जिनसे 
प्रतिनिधि-सदन सहमत नहीं होगा, तो महाराज्यपार प्रतिनिधि- 
सदन और सीनेट के सदस्यों का संयुक्त उपवेशन संयोजित कर 
सकता है । 


संयुक्त उपवेशन में उपस्थित सदस्य प्रतिनिधि-सदन द्वारा 
अन्तिम रूप से प्रस्तावित, उस प्रस्तावित कानून की पर्यालोचना 
करेंगे और साथ-साथ मतदान करेंगे, और संशोधनों पर, यदि 
कोई हो, जो उसमें एक सदन द्वारा पारित किए गए थे और 
दूसरे द्वारा स्वीकृत नहीं थे, और ऐसा कोई संशोधन जो 
सीनेट के सदस्यों की पूरी संख्या के निरपेक्ष बहुमत द्वारा 
अभिपुष्ट ( &77776व4 ) हो और प्रतिनिधि-सदत धारण किया 
हुआ मान लिया गया हो, और यदि इस प्रकार धारण किया हुआ 
प्रस्तावित कानून, संशोधनों सहित, यदि कोई हो, प्रतिनिधि- 


0 


बिलों पर 
शाही 
संमति 


महाराज्य- 
पाल हारा 
सिफ्रारिश 


महारानी 
की 
अस्वीकृति 


संरक्षित 

बिलों पर 

महारानी 
की प्रसन्नता 
को सार्थकता 


आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


सदन और सीनेट के सदस्यों की कुल संख्या के निरपेक्ष बहुमत 
द्वारा अभिपुष्ठ किया गया है, तो उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा 
सम्यक्‌ रूप से पारित किया हुआ मान लिया जाएगा और 


महारानी की संमति के लिए महाराज्यपारू को प्रस्तुत किया 
जाएगा । 


88. यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई प्रस्ता- 
वित कानून महारानी की संमति के लिए महाराज्यपाल को प्रस्तुत 
किया गया हो, तो वह अपने विवेक (08076007) के अनुसार, 
परन्तु इस संविधान के उपबन्ध में, घोषित करेगा कि वह 
महारानी की ओर से संमति देता हे या संमति रोकता हे, या वह 
महारानी की प्रसन्नता के लिए कानून को संरक्षित करता है । 


महाराज्यपाल इस प्रकार प्रस्तुत किए गए किसी प्रस्तावित 
कानून को उस सदन को वापिस कर सकेगा जिसमें वह प्रारम्भ 
हुआ था और उसके साथ वह संशोधन भेज देगा जिसकी वह 
सिफ़ारिश करता है, और सदन सिफ़ारिश पर विचार करेगा । 


59. महाराज्यपाल की संमति से एक वर्ष के भीतर 
महारानी कोई बिल अस्वीकार कर सकती हैं, और महाराज्यपाल 
के भाषण या संवाद या उद्घोषणा द्वारा संसद के सदनों में से 
प्रत्येक को प्रतिज्ञापित कर देने पर ऐसी अस्वीकृति, उस कानून 
को उस दिन, जब अस्वीकृति इस प्रकार प्रतिज्ञापित की गई हो, 
रह कर देगी । 


00. महारानी की प्रसन्नता के लिए संरक्षित कोई प्रस्तावित 
कानून तब तक प्रभावकारी नहीं होगा जब तक उस दिन से दो 
वर्ष के भीतर, जिस दिन महारानी की संमति के लिए महाराज्य- 
पाल को प्रस्तुत. किया गया था, महाराज्यपाल भाषण या 
संवाद या उद्घोषणा द्वारा संसद के सदनों में से प्रत्येक को 


प्रतिज्ञापित नहीं करते हैं कि उसे महारानी की संमति प्राप्त हो 
गई है। 


कार्यपालिका सरकार 
अध्याय ॥ 


काययपालिका सरकार 


6]. राष्ट्रमण्डल की कार्यपालिका शक्ति महारानी में 
निहित ह और महारानी के प्रतिनिधि के रूप में महाराज्यपारू 
द्वारा प्रयोज्य हे, और इस संविधान के और राष्ट्रमण्डल के कानूनों 
के पोषण (770/7 87006) और निष्पादन तक विस्तृत हें । 

62. महाराज्यपाल को सलाह देने के लिए राष्ट्रमण्डल 
की सरकार में एक संघीय कार्यपालिका परिपद्‌ होगी, और 
परिषद्‌ के सदस्य महाराज्यपाल द्वारा चुने और आहत किए 
जाएँगे और कार्यपालिका सलाहकार (0०प्रा5९०!०/) के रूप 
में ग्रहीतशपथ होंगे और उसकी प्रसन्नता तक अपना पद 
धारण करेंगे। 


छे 


कार्यपालिका 
सरकार 


संघीय कार्ये- 
पालिका 
परिषद्‌ 


683. परिषद्‌ सहित महाराज्यपाल को निर्देश करने वाले महाराज्यपाल 


इस संविधान के उपबन्‍न्धों का अर्थ किया जाएगा कि संघीय परि- 
बंद की सलाह से कार्य करने वार महाराज्यपालू । 





04. गमहाराज्यपाल राष्ट्रमण्डल के राज्य के उन विभागों 
का प्रशासन करने के लिए जिन्हें परिषद्‌ सहित महाराज्यपाल 
स्थापित करे, अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं । 


ऐसे अधिकारी महाराज्यपाल की प्रसन्नता तक अपना 
पद धारण करेंगे। वे संघीय कार्यपालिका परिषद के सदस्य 
होंगे और राष्ट्रमण्डल के लिए महारानी के राज्य-समंत्री होंगे । 

प्रथम साधारण निर्वाचन के परचात्‌ कोई राज्य-मंत्री तीन 
महीने से अधिक अवधि के लिए अपना पद नहीं धारण करेगा 
यदि वह कोई सीनेटर या प्रतिनिधि-सदत का कोई सदस्य नहीं 
है या हो जाता है । 

65. यदि संसद दूसरा उपबन्ध नहीं करती है, तो राज्य- 
मंत्रियों की संख्या सात से अनधिक होगी, और वे उन पदों को 
धारण करेंगे जिन्हें संसद निर्धारित करती है, या, व्यवस्था के 
अभाव में, जिन्हें महाराज्यपाल निर्देशित करें | 


को निदशित 
उपबन्ध 


राज्य-मंत्री 


संसद में 
मंत्रियों का 
उपवेशन 


मंत्रियों की 
संख्या 


32 


मंत्रियों 
का वेतन 


सिविल 
अधिकारियों 
की नियुक्ति 


मिलिटरी ओर 


नोसेनाओं 
का कमान 


कुछ विभागों 
का अंतरण 


राज्यपालों 
की कुछ 
शक्तियाँ 
महाराज्य- 
पाल में 
निहित 
होंगी 


आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


66. यदि संसद दूसरा उपबन्ध नहीं करती है, तो राष्टर- 
मण्डल की संचित राजस्व निधि से, राज्य-मंत्रियों के वेतन के 
निर्मित्त एक वाषिक राशि, जो बारह हजार पाउंड प्रतिवर्ष से 
अनधिक होगी, महारानी को देय होगी । 


67. यदि संसद दूसरा उपबन्ध नहीं करती है, तो राष्ट- 
मण्डल की कार्यपालिका सरकार के सभी दूसरे अधिकारियों की 
नियुक्ति और निर्म्‌क्ति परिषद्‌ सहित महाराज्यपाल में निहित होगी, 
यदि नियुक्ति परिषद्‌ सहित महाराज्यपाल द्वारा या राष्ट्रमंडल के 
किसी कानून द्वारा किसी दूसरे प्राधिकारी को सौंपी न गई हो । 


68. राष्ट्रमण्डल की मिलिटरी और नौसेना का मुख्य 


कमान महारानी के प्रतिनिधि के रूप में महाराज्यपाल में 
निहित है । 


69. राष्ट्रमण्डल की स्थापना के पश्चात्‌ महाराज्यपाल द्वारा 
उद्घोष्य किसी तिथि या तिथियों पर प्रत्येक राज्य में लोकसेवा के 
निम्नलिखित विभाग राष्ट्रमण्डल को अन्तरित हो जाएँगे : 

पोस्ट, टेलीग्राफ और टेलीफोन : 
मसिलिटरी और नौसेना सुरक्षा : 
प्रकाशगृह, प्रकाशनौकाएँ, आकाशदीप, और प्लाव; 
संगरोध, ((7७7७7076 ) : 
लेकिन प्रत्येक राज्य में सीमान्त शुल्क और आबकारी शुल्क के 
विभाग राष्ट्रमण्डल को इसकी स्थापना पर अंतरित हो जाएँगे । 


70. उन विषयों के संबंध में, जो इस संविधान के अन्त- 
गंत राष्ट्रमण्डल की कार्यपालिका सरकार को अन्‍्तरितं हैं, सभी 
शक्तियाँ और कृत्य जो राष्ट्रमण्डल की स्थापना पर किसी 
उपनिवेश के राज्यपाल में, या किसी उपनिवेश के राज्यपाल की 
कार्यपालिका परिषद्‌ की सलाह से उस राज्यपाल में, या किसी 
उपनिवेश के किसी प्राधिकारी में निहित हैं, महाराज्यपाल में, 
या परिषद्‌ सहित महाराज्यपाल में, या राष्ट्रमण्डल के अन्तर्गत 
वंसी ही शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्राधिकारी में, यथा 
स्थिति अपेक्षित हो, निहित होंगे। 


न्यायालय 3 
अध्याय ता! 


न्यायालय 


7. राष्द्रमण्डल की न्यायिक शक्ति एक संघीय उच्च- न्यायिक 
तम न्यायालय में निहित होगी जिसे आस्ट्रेलिया का उच्च न्याया- शक्ति और 
लय कहा जाएगा, और दूसरे ऐसे संघीय न्यायालयों में जिन्हें संसद न्‍्यायारूय 
संस्थित करती है, तथा अन्य ऐसे न्यायालयों में जिनको वह संघीय 
क्षेत्राधिकार के साथ संबलित करती है । उच्च न्यायालय एक 
प्रधान न्‍्यायाधिपति, और उतने अन्य न्यायाधिपतियों से, जितने 
संसद निर्धारित करती हे, परन्तु दो से कम नहीं, बनेगा । 


72. उच्च न्यायालय के और संसद द्वारा संस्थित दूसरे न्यायाधीद 


न्यायालयों के न्‍्यायाधिपति : नियुक्ति, 
(7) परिषद्‌ सहित महाराज्यपाल द्वारा नियक्‍त किए कार्यकारू 
जाएंगे । और 


(7) सिद्ध अवचार (70806#9ए70प्रा') या अक्षमता पारिश्रमिक 
(770%[0007[9) के आधार पर हटाए जाने के लिए प्रार्थना 
करते हुए एक ही सत्र में संसद के दोनों सदनों के किसी सम्बोधन 
प्र परिषद्‌ सहित महाराज्यपाल द्वारा हटाए जाने को छोड़कर, 
हटाए नहीं जाएँगे । 
(7) संसद द्वारा निश्चित पारिश्रमिक पाएँगे लेकिन 
पारिश्रमिक उनके कार्यकाल में घटाया नहीं जाएगा । 


73. ऐसे अपवाद और नियमन के उपवन्ध सहित जो उच्च न्‍्याया- 
संसद द्वारा निर्धारित हों, उच्च न्यायालय को सभी फैसलों, रूय का अपी- 
डिक्रियों, आदेशों और सजाओं की अपीलों की सुनवाई और हलीय क्षेत्रा- 
निरचयन का क्षेत्राधिकार होगा : धिकार 

(+) उच्च न्यायारूय के मौलिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग 
करते वाले किसी न्यायाधिपति या न्यायाधिपतियों के : 

(7) किसी दूसरे संघीय न्यायालय, या संघीय क्षेत्राधिकार 
का प्रयोग करने वाले न्यायालय; या किसी राज्य के उच्चतम 

रे 


*७ 


34 


परिषद्‌ 


सहारानी 
को अपील 


आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल' का संविधान अधिनियम 


न्यायालय के या किसी राज्य के किसी दूसरे नन्‍्यायारूय के जिसकी 
राष्ट्रमण्डल की स्थापना पर कोई अपील परिषद्‌ सहित महारानी 
के पास पड़ी हो : 


(7!) अन्तर राज्य आयोग के, लेकिन केवल कानूनी 
प्रदनों पर : 
और ऐसे सभी मामलों में उच्च न्‍्यायारूय का फंसलछा अन्तिम 
और निद्चायक होगा । 


लेकिन संसद द्वारा निर्धारित कोई अपवाद या नियमन उच्च 
स्यायालय को किसी राज्य के उच्चतम न्यायालय से किसी मामले 
में, जिसमें राष्ट्रमण्डल की स्थापना पर कोई अपील किसी-ऐसे 
उच्चतम न्यायालय से परिषद्‌ सहित महारानी के पास पढ़ी 
हैं, किसी अपील की सुनवाई और निर्धारण का निषेध नहीं 
करेगा । 


यदि संसद दूसरा उपबन्ध नहीं करती है, तो विभिन्न' राज्यों 
के उच्चतम न्यायालयों से परिषद्‌ सहित महारानी के पास अपीलों 
'पर वही शर्तें और प्रतिबन्ध लागू होंगे जो उनसे उच्च न्यायालय 
के पास अपीलों पर लागू होते हैं । 


74. राष्ट्रमण्डल की संवधानिक शक्तियों और किसी 
राज्य या राज्यों की पारस्परिक प्रसीमाओं के लिए या किसी 
दो या दो से अधिक राज्यों की संवधानिक शक्तियों की पार- 
स्परिक प्रसीमाओं के लिए किसी प्रकार उठे, किसी प्रश्न पर 
उच्च न्यायालय के किसी निर्णय के विरुद्ध परिषद्‌ सहित 
महारानी के पास अपीक के लिए तब तक अनुज्ञा न होगी 
जब तक उच्च न्यायालय प्रमाणित न करे कि प्रइन ऐसा हे जिसे 
अवश्य ही परिषद्‌ सहित महारानी द्वारा परिनिश्चित किया जाता 
चाहिए । 

उच्च न्यायालय ऐसा प्रमाणित कर सकता है यदि वह 
समझता हे कि किसी विशेष कारणवश प्रमाणपत्र दिया जाना 
चाहिए, और तब परिषद्‌ सहित महारानी के पास उस प्रइन पर 
बिता किसी और अवकाश के अपील होगी । 


ल्यायालय 


इस सेक्शन में जेसा उपबंध हे उसके अतिरिक्त, यह संवि- 
धान किसी ऐसे अधिकार को न्यून नहीं कर सकता जिसे महारानी 
अपने राजशाही परमाधिकार के आधार पर उच्च न्यायालय से 
परिषद्‌ सहित महारानी के पास अपील का विशद्येष अवकाश 
स्वीकार करने का प्रयोग करने के लिए प्रसन्न हों। संसद उन 
मामलों को प्रसीमित करते हुए कानून बना सकती हे जिससें 
इस प्रकार के अवकाश माँगे जा सकते हैं, छेकिन इस प्रकार 
के प्रसामत को धारण करने वाले प्रस्तावित कानून महा- 
राज्यपाल द्वारा महारानी की प्रसन्नता के लिए संरक्षित होंगे । 


75. उन सभी विषयों में जो 

() किसी संधि (78869) के अंतर्गत आते हैं : 

(7) दूसरे देशों के प्रतिनिधियों या वाणिज्यदूतों को 
अनुभावित करते हैं : 

(77) जिसमें राष्ट्रमण्डल, या राष्ट्रमण्डल की ओर से वाद 
प्रस्तुत करने वाला कोई व्यक्ति या वाद प्रस्तुत किया जाने वाला 
कोई पक्षी ([/870ए) हो : 

(7ए) राज्यों के बीच, या विभिन्न राज्यों के निवासियों के 
बीच, या किसी राज्य और दूसरे राज्य के किसी निवासी के 
बीच : 


(५) जिसमें राष्ट्रमण्डल के किसी अधिकारी के विरुद्ध 
मेंडमसस का कोई लेख या प्रतिषेध लेख या किसी व्यादेश की 
याचना की गई हो : 


उच्च न्यायालय को मौलिक क्षेत्राधिकार होगा । 


76. संसद निम्न विषयों में किसी विषय के सम्बन्ध में 
उच्च न्यायालय को मौलिक क्षेत्राधिकार देते हुए कानून बना 
सकती ह : 

() इस संविधान के अंतर्गत, या इसके निर्वेचन के संबंध 
में उठे प्रश्न पर : 


85 


उच्च न्‍्याया- 
लय का 
मोलिक 
क्षेत्राधिकार 


अतिरिक्त 
मोलिक 
क्षेत्राधिकार 


96 आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


(3) संसद द्वारा बनाए हुए किसी कानून के अस्तर्गत उठे 
प्रइत पर : 
(77) नौ-अधिकरण (#तै॥7798॥09) और समुद्री (704- 
70776) क्षेत्राधिकार : 
(77) विभिन्न राज्यों के कानूनों के अन्तर्गत किए गए दावे 
के उपक्यू त विषय-वस्तु से संबंधित प्रश्न पर । 
क्षेत्रधितार 77. अन्तिम दो सेक्‍्शनों में उल्लिखित विषयों में किसी के 
पारिभाषन संबंध में : 
की (7) उच्च न्यायालय को छोड़कर किसी संघीय न्यायालय के 
शक्ति क्षेत्राधिकार की सीमा पारिभाषित करते हुए : 


(7) उस विस्तार की सीमा पारिभाषित करते हुए जिसमें 
किसी संघीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार राज्यों के न्यायालयों को 
दिए गए या उसमें निहित क्षेत्राधिकार से निरपेक्ष होगा : 


(7) किसो राज्य के किसी न्यायारूय में संघीय क्षेत्रा- 
धिकार निवेशित करते हुए : 
संसद कानून बना सकती है । 


पट्रमाडल 78. न्यायिक शक्ति की सीमा के भीतर के विषयों के संबंध 
या राज्य में किसी राज्य या राष्ट्रमण्डल के विरुद्ध अग्रसर होने का 


के विरुद्ध अधिकार प्रदान करते हुए संसद कानून बना सकती है । 
कार्यवाहियाँ 


न्यायाधोज्ों 79. किसी न्यायारूय का संघीय क्षेत्राधिकार उतने 
की संख्या न्यायाधीशों द्वारा श्युक्त हो सकता है जितनी संख्या संसद 
निर्धारित करती है । 


जूरी हरा 80. राष्ट्रमण्डल के किसी कानून के विरुद्ध किसी अपराध 
जाँच. के अभ्यारोपण पर जूरो द्वारा विचार होगा, और ऐसा प्रत्येक 
विचारण उस राज्य में होगा जहाँ अपराध किया गया हो, और 
यदि अपराध किसी राज्य के भीतर न किया गया हो तो 


विचारण उस स्थान ( स्थानों / पर होगा जिसे संसद निर्धारित 
करती हूँ । 


वित्त और व्यापार 
अध्याय ॥५ 
वित्त ओर व्यापार 


8]. इस संविधान द्वारा आरोपित दायित्व और व्ययभार 
के अबीन और विहित तरीकों से राष्ट्रमण्डल के प्रयोजन के 
लिए विनियोजित होने के लिए, राष्ट्रमण्डल की कार्यपालिका 
सरकार द्वारा प्राप्त या उगाहे हुए सभी राजस्व या धन एक 
संचित राजस्व निधि बनाएंगे । 


82. संचित राजस्व निधि की वसूली (०0!60007), 
प्रबन्ध (7097792०767 ) और प्राप्ति के प्रासंगिक परिव्यय 
(०088), भार, और खर्च उस पर प्रथम व्ययभार होंगे; और 
राष्ट्रमण्डल का राजस्व सबसे पहले राषप्ट्रमण्डल के खर्च की अदा- 
यग्री में लगाया जाएगा । 


83. कानून द्वारा विहेत विनियोजन के अधीन निकासी को 
छोड़कर राष्ट्रमण्डल के राजकोष से कोई बन नहीं निकाला 
जाएगा | 


लेकिन जब तक संसद के प्रथम उपवेशन के पश्चात्‌ एक माह 


37 


संचित 
राजस्व 
निधि 


उस पर 
भारित व्यय 


धन कानून 
द्ररा विनि- 
योजित होगा 


की समाप्ति नहीं होती परिषद्‌ सहित महाराज्यपाल राजकोष से 


घन निकाल सकता हे और उतना धन जो संसद का प्रथम निर्वाचन 
करने के लिए और राष्ट्रमण्डल को अंतरित किसी विभाग 
के पोपण (778776087॥08) के लिए आवश्यक हो व्यय 
कर सकता है।. 


84. यदि किसी राज्य को छोक-सेवा का कोई विभाग राष्ट्र- 
मण्डल को अन्तरित हो जाता हैँ तो उस विभाग के सभी अधिकारी 
राष्ट्रमण्डल की कार्यपालिका सरकार के नियंत्रण के अधीन 
आ जाएँगे । 


कोई ऐसा अधिकारी जो राष्ट्रमण्डल की सेवा में नहीं प्रति- 
घारित हे, यदि वह राज्य की लोक-सेवा में समोपलब्धि के किसी 


अधिकारियों 
का 
अंतरण 


38 


राज्य की 
सम्पत्ति का 
अंतरण 


आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


दूसरे पद पर नियुक्त नहीं हुआ है, तो उसका पद तोड़ने पर वह 
राज्य के कानून के अन्तर्गत देय कोई निवृतिका (शरण है 
आनुतोषिक (2790 709) या अन्य प्रतिकर (०07000088- 
0707 ) राज्य से प्राप्त करने का हकदार होगा । 


कोई ऐसा अधिकारी, जो राष्ट्रमण्डल की सेवा में प्रतिधारित 
है, अपने वर्तमान और प्रोद्भूत (80०एप्रां78) सभी अधिकारों 
का परिरक्षण करेगा और समय पर अपने पद से सेवा-निवृत्त होने 
और उस निवृत्तिका या निवृत्ति भत्ते का हकदार होगा जो वह 
राज्य के कानून द्वारा अनुज्ञा प्राप्त होता यदि राष्ट्रमण्डल की 
उसकी सेवा राज्य की उसकी सेवा से एक साथ लगी होती । 
उसे इस प्रकार की निवृत्तिका या निवृत्ति भत्ता राष्ट्रमण्डल 
द्वारा चुकाया जाएगा; लेकिन उसका एक हिस्सा राज्य राष्ट्र- 
मण्डल को चुकाएगा जिसे उस अनुपात पर परिकलित किया 
जाएगा जो राज्य के अधीन उसकी सेवा की अवधि से उसकी 
सम्पूर्ण सेवावधि के साथ होता है, और परिकलन के प्रयोजन के 
के लिए उसका वेतन वह लिया जाएगा जो उसे राज़्य द्वारा अन्त- 
रण के समय दिया गया था । 


कोई अधिकारी, जो राष्ट्रमण्डल की स्थापना पर, किसी राज्य 
की लोक-सेवा में हु. और जो राज्य के राज्यपाल की सम्मति 
से उसकी कार्यपालिका परिषद्‌ की सलाह के साथ राष्ट्रमण्डल 
की छोक-सेवा में अंतरित हुआ है, उत्त अधिकारों को प्राप्त 
करेगा मानो वह राष्ट्रमण्डल को अन्तरित किसी विभाग का 
कोई अधिकारी रहा है और राष्ट्रमण्डल की सेवा में प्रतिधारित 
हुआ हें । 


88. यदि किसी राज्य की लोक-सेवा का कोई विभाग राष्ट्र- 
मण्डल को अन्तरित हुआ हो तो 

() विभाग के सिलसिले में ऐकान्तिक रूप से प्रयक्त राज्य 
की किसी प्रकार की पूरी सम्पत्ति राष्ट्रमण्डल में निहित हो 
जाएगी; लेकिन सीमाशल्क, आबकारी शल्क और अधिदान 
(00प्राप/४) नियंत्रण करने वाले विभागों के मामले में 


वित्त और व्यापार 


केवल उतने समय के लिए जितना परिषद्‌ सहित महाराज्यपाल 
आवश्यक घोषित करें: 

(४) विभाग के सिलसिले में अनेकान्तिक रूप से प्रयुक्त राज्य 
की किसी प्रकार की कोई सम्पत्ति राष्ट्रमण्डल अजित कर सकता 
है; उसके विषय में यदि कोई करार न हो सके तो उसका मूल्य, 
राष्ट्रमण्डल की स्थापना के समय राज्य में प्रचलित कानून के 
अन्तर्गत राज्य द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए छी गई भूमि 
का मूल्य और भूमि का व्याज जिस ढंग से अभिनिश्चित किया 
जाता था, यथा।निकट, उसी ढंग से अभिनिश्चित किया जाएगा : 

(7॥ ) इस सेक्शन के अंतर्गत राष्ट्रमण्डल में संक्रमित किसी 
संपत्ति के मूल्य के लिए राष्ट्रमण्डल राज्य को प्रतिकर देगा; यदि 
प्रतिकर के तरीके के विषय में कोई करार न हो सके तो उसे संसद 
द्वारा बनने वाले कानून के अन्तर्गत निश्चित किया जाएगा : 

(47ए) अंतरण की तिथि को राष्ट्रमण्डल अन्तरित विभागों 
के संबंध में राज्य के प्रचलित आभारों को हाथ में ले लेगा । 


86. राष्ट्रमण्डल की स्थापना पर सीमाशुल्क और आबकारी 
शुल्क का नियंत्रण और वसूली, और अधिदान के चुकते का 
नियंत्रण, राष्ट्रमण्डल की कार्यपालिका सरकार को अन्तरित 
हो जाएगा । । 

87. राष्ट्रमण्डल की स्थापना के पश्चात्‌ दस वर्ष की अवधि 
के भीतर और उसके पर्चातू, यदि संसद दूसरा उपबंध नहीं 
करती हूँ तो, सीमाशुल्क और आबकारी शुल्क से राष्ट्रमण्डल के 
शुद्ध राजस्व के पंचमांश से अनधिक राष्ट्रमण्डल द्वारा अपने खर्चे 
के लिए वाषिकी लगाया जाएगा । 

इस संविधान के अनुसार, अवशेष राशि विभिन्न राज्यों को 
चुकाई जाएगी या राष्ट्रमण्डल से विभिन्न राज्यों द्वारा लिए गए 
कर्ज के व्याज के चुकते में लगाई जाएगी। 

88. राष्ट्रमण्डल की स्थापना के पश्चात्‌ दो वर्ष के भीतर 
सीमान्तों पर एकसमान शुल्क आरोपित होंगे । 


छेछ 


सीमान्त 
पर एक- 
समान शुल्क 


40 आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


एकसमान 09. जब तक सीमान्त पर एकसमान शुल्क का आरोपण 
शुल्क आरो- नहीं होता : 

पण से पूर्व (7) राष्ट्रमण्डल प्रत्येक राज्य के खाते में उस राज्य से 
राज्यों को राष्ट्रमण्डल द्वारा एकत्रित राजस्व जमा करेगा : 

भुगतान (॥) राष्ट्रमण्डल प्रत्येक राज्य के खाते में 


(क) एकमात्र उसके पोषण या स्थिरता (००४४४॥087९ 6) 
के लिए किया गया राष्ट्रमण्डल का खर्च लिखेगा जैसा 
अन्तरण के समय राष्ट्रमण्डल को अन्तरित राज्य के 
किसी विभाग के लिए व्यवस्थित हा। 


(ख) राज्य की जनसंख्या के अनुसार राष्ट्रमण्डल के दूसरे 
खर्चे में राज्य का हिस्सा जमा करेगा । 


(77) राष्ट्रमण्डल प्रत्येक राज्य को मासातुमास (माहवार) 
राज्य के खाते में बकाया (यदि कोई हो) चुकाएगा । 


सोमाशुल्क, 90. सीमान्त पर एकसमान शुल्क आरोपण के पश्चात्‌ 

आबकारी मालों के निर्यात और उत्पादन पर सीमाशुल्क और आबकारी 

आअुल्क और शुल्क का आरोपण और अधिदान स्वीकार करने की शक्ति संसद 

अधिदान पर को ऐकान्तिक रूप से हो जाएगी । 

ऐकान्तिक सीमा पर एक्समान शुल्क आरोपंण के पश्चात्‌ विभिन्न 

शक्ति राज्यों के मालों के निर्यात या उत्पादन पर सोमान्त शुल्क या 
आबकारी शुल्क आरोपित करने वाले या अधिदान देने वाले सभी 
कानूनों का प्रभावकारी होना बन्द हो जाएगा, लेकिन किसी राज्य 
को सरकार के प्राधिकार के अंतर्गत या उसके द्वारा कानूनी ढंग से 
बनाए हुए किसी एसे अधिदान के लिए कोई करार या कोई 
अनुदान यदि सन्‌ एक हजार आठ सौ अठानबे के जून के तीसवें 
दिन से पहले किया गया हो तो मान्य समझा जाएगा परन्तु किसी 
अन्य ढंग से नहीं मान्य होगा । 


अधिदानों के 9]. इस संविधान में ऐसा कुछ नहीं है जो किसी राज्य 
संबंध में को सोना, चाँदी या इसरी घातुओं की खुदाई पर कोई सहायता 
अपवाद देने या अधिदान स्वीकार करने का निषेध करता हो और न तो 


वित्त और व्यापार 4] 


राष्ट्रमण्डल की संसद के दोनों सदनों की सम्मति से सालों के 
निर्यात या उत्पादन पर प्रस्ताव द्वारा अभिव्यक्त कोई सहायता 
देने या अधिदान स्वीकार करने का निषेध करता है । 


92. सीमान्त पर एकसमान शुल्क आरोपण के पद्चात्‌ राष्ट्रमण्डल 
राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और आदान-प्रदान (]762- के भीतर 
0007.86), चाहे आन्तरिक यान या समुद्री नौचालन द्वारा, निःशुल्क 
ऐकान्तिक रूप से निःशुल्क होगा । व्यापार 


लेकिन इस संविधान में किसी बात के होते, एकसमान 
सीमान्त शुल्क्र आरोपण से पहले किसी राज्य में या किसी 
उपनिवेश में, जो, जब तक मार उसमें रहता है, कोई राज्य हो 
जाता है, निर्यात किए हुए माल पर, तत्पदचात्‌ एकसमान शुल्क के 
आरोपण के बाद दो वर्ष के भीतर दूसरे राज्य में पास होने पर 
राष्ट्रमण्डल में ऐसे माल के निर्यात पर चुकाए जाने वाले किसी 
शुल्क को उस माल के संबंध में चुकाया गया शुल्क काटकर शेष 
राशि देय होगी । 


938. सीमान्त पर एकसमानल सीमान्त शुल्क आरोपण के एक्समान 
पश्चात पहले पाँच वर्ष तक; और उसके परचात्‌ जब तक संसद देरिफ के 
दूसरी व्यवस्था नहीं करती हे : पदचात्‌ पाँच 

(]) उपभोग के लिए किसी राज्य में निर्यात किए हुए माल बे के लिए 
पर और उसके पद्चात्‌ दूसरे राज्य में पास होते पर, और किसी राज्यों को 
राज्य में उत्पादित या तेयार माल पर चुकाए हुए और उसके भुगतान 
पश्चात्‌ उपभोग के लिए दूसरे राज्य में पास होने पर उत्पाद 
शुल्कों को पहले राज्य में नहीं बल्कि दूसरे राज्य में एकत्रित 
किया हुआ माना जाएगा । 

(7) अन्तिम उप-सेक्शन के अधीन, राष्ट्रमण्डल राज्य 
खाते में राजस्व आकलित, खर्च विकलित करेगा, और सीमान्त पर 
एकसमान शुल्क आरोपण से पूर्ववर्ती अवधि के लिए, जंसा 
निर्धारित हो उस ढंग से, शेष राशि विभिन्न राज्यों को 
चुकाएगा । 


42 


आयाधिक्य 
का वितरण 


पदिचमी 
आस्ट्रेलिया * 
के सीसा- 
शुल्क 


राज्यों को 
वित्तीय 
सहायता 


आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


94. सीमान्त, पर एकसमान शुल्क आरोपण से पाँच 
वर्ष बाद संसद उस आधार पर जो उसे न्यायसंग्रत प्रतीत हो 
राष्ट्रमण्डल का पूरा आयाधिक्य राजस्व विभिन्न राज्यों को 
मासिक भुगतान के लिए व्यवस्था कर सकती हैं । 


986. इस संविधान में किसी बात के होते, परिचमी 
आस्ट्रेलिया राज्य की संसद, यदि वह राज्य मौलिक राज्य ह तो, 
सीमानत पर एकसमान शुल्क आरोपण के पदचात्‌ प्रथम पाँच वर्ष 
की अवधि में उस राज्य में पास होने वाले और राष्ट्रमण्डल की 
प्रसीमा के बाहर से मूलरूप से आयात न किए हुए माल पर 
सीमान्तशुल्क आरोपित कर सकती हे; और ऐसा शुल्क राष्टर- 
मण्डल द्वारा एकत्रित किया जाएगा । 

लेकिन किसी माल पर इस प्रकार आरोपित कोई शुल्क एक- 
समान शुल्क आरोपण के समय पश्चिमी आस्ट्रेलिया में प्रभावी 
कानून के अन्तर्गत मालों पर उक्त वर्षों के प्रथम वर्ष में आदेय 
शुल्क से अधिक नहीं होना चाहिए, और उक्त वर्षों के द्वितीय, 
तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ष में क्रशः ऐसे परवर्ती शुल्क का चार- 
पंचमांश, तीन-पंचमांश, दो-पंचमांश, और एक-पंचमांश से अधिक 
नहीं होता चाहिए, और इस सेक्शन के अन्तर्गत आरोपित सभी 
शुल्क एकसमान शुल्क आरोपण के पश्चात्‌ पाँचवें वर्ष की समाप्ति 
पर समाप्त हो जाएँगे । 

यदि पाँच वर्ष की अवधि में किसी समय इस सेक्शन के अंतमंत 
किसी माल पर शुल्क उसी प्रकार के माल के आयात पर राष्ट्रमण्डल 
द्वारा आरोपित शुल्क से उच्चतर हो तो उस माल पर उच्चतर 
शुल्क एकत्रित किया जाएगा यदि राष्ट्रमण्डल की प्रसीमाओं 


के बाहर से पदिचमी आस्ट्रेलिया में उसका आयात किया 
गया हो । 


90. राष्ट्रमण्डल की स्थापना के पश्चात्‌ दस वर्ष की 
अवधि में और उसके पश्चात्‌, जब तक संसद दूसरा उपबंध नहीं 
करती हूं, संसद किसी राज्य को ऐसे निबंधन और शर्तों 


पर जैसा संसद उपयुक्त समझती हूँ, वित्तीय सहायता स्वीकार 
कर सकती हूँ । 


वित्त ओर व्यापार 43 


07. यदि संसद दूसरा उपबंध नहीं करती है, तो किसी लेखा- 
उपनिवेश में, जो राज्य हो गया है या हो जाता है, उस उपनिवेश परीक्षण 
की सरकार के मध्य राजस्व की प्राप्ति और धन के व्यय के 
संबंध में, और ऐसी प्राप्ति और व्यय-भार की समीक्षा और छेखा- 
परीक्षण के संबंध में प्रवृत्त कानून राज्य में राष्ट्रमण्डल के मध्ये 
राजस्व की प्राप्ति और धन के व्यय के संबंध में उसी प्रकार छाग्ू 
होंगे; और जैसे उपनिवेश, उपनिवेश की सरकार या किसी 
अधिकारी को संवोधित किया जाता था वसे ही राष्ट्रमण्डल या 
राष्ट्रमण्डल की सरकार या किसी अधिकारी को संबोधित किया 
जाएगा । 


08. व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संसद की विधान व्यापार 
शक्ति नौपरिवहन, जहाजरानी और किसी राज्य की संपत्ति, और 
रेलवे, तक विस्तृत हे । वाणिज्य के 
अन्तर्गत नो- 
परिवहन 
और राज्य- 
रेलवे भी हें 


99. राष्ट्रमण्डल व्यापार, वाणिज्य, या राजस्व के किसी राष्ट्रसण्डल 
नियम या कानून द्वारा किसी राज्य या उसके किसी हिस्से को वरीयता 
दूसरे राज्य या उसके हिस्से पर वरीयता नहीं देगा । न देगा 


]00. राष्ट्रमण्डल व्यापार या वाणिज्य के किसी नियम या न तो जलों 
कानून द्वारा किसी राज्य या उसके निवासियों का सिचाई या के उपयोग 
संरक्षण के लिए नदियों के जल के उचित उपयोग का अधिकार का अधि- 
न्‍्यून नहीं हो सकता हे । कार न्यून 

करेगा 

]0]. च्यायनिर्णय और प्रशासन की ऐसी दक्ति के साथ अन्तर राज्य 
जिसे संसद राष्ट्रमण्डल के भीतर व्यापार और वाणिज्य से आयोग 
संबंधित इस संविधान की व्यवस्थाओं और उसके अन्तर्गत निर्मित 
कानूनों के पोषण (700४7) 6097706 ) और निष्पादन के लिए 
आवश्यक समझती है, एक अन्तर राज्य आयोग होगा । 


44 आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


राज्यों दरा ]02. किसी राज्य द्वारा अपनी रेलवे के पोषण और 

वरीयता. निर्माण के संबंध में व्यय किए हुए वित्त के उत्तरदायित्व के प्रति 

संसद उचित आदर रखते हुए संसद रेलवे से संबंधित व्यापार या वाणिज्य 

निषिद्ध के संबंध में किसी राज्य द्वारा या राज्य के अन्तर्गत संगठित 

कर किसी प्राधिकार द्वारा किसी वरीयता या विभेद को कानून 

सकती है. द्वारा निषिद्ध कर सकती हूँ यदि किसी राज्य को 
ऐसी वरीयता या विभेद अनुचित (प्र/0४७) और अयक्त 
(प्रा778880790!8) या अन्यायपूर्ण हो । इस सेक्शन के 
निरवेचन के अन्तर्गत किसी राज्य को कोई वरीयता या विभेद 
अनूचित और अयुक्त या अन्यायपूर्ण नहीं माना जाएगा 
जब तक अन्तर राज्य आयोग द्वारा इस प्रकार का निर्णय न 
दिया गया हो । 


आयुक्त की ]03. अच्तर राज्य आयोग के सदस्य 


नियुक्ति, (7) परिषद्‌ सहित महाराज्यपाल द्वारा नियुवत किए 

कार्यकाल जाएँगे; 

और (7) सात वर्ष के लिए अपना पद ग्रहण करेंगे परन्तु 

पारिअमिक एक ही सत्र में संसद के दोनों सदनों से सिद्ध अवचार या अक्षमता 
के आधार पर हटाए जाने की प्रार्थना के साथ किसी सम्बोधन 


पर परिषद्‌ सहित महाराज्यपाल द्वारा उस अवधि के भीतर भी 
हटाए जा सकते हैं : 


(7) उतना पारिश्रमिक पाएंगे जितना ससद निश्चित 
करती हूँ परन्तु ऐसा पारिश्रमिक पद पर उनके बने रहने की 
अवधि सें कम नहीं किया जाएगा । 


विशेष दरों 04. इस संविधान में कुछ ऐसा नहीं हैं जो किसी राज्य 

को व्यावृत्ति की सम्पत्ति, किसी रेलवे, पर मालों के परिवहन के लिए कोई दर 

88५7783 अवेध कर दे, यदि उस दर को अन्तर राज्य आयोग द्वारा उस राज्य 

0 के भूक्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक समझा गया है, और 

(शाध्ा। यदि वह दर राज्य के भीतर मालों पर और दूसरे राज्य से 

70९3'. उस राज्य में निर्यात होने वाले मालों पर समानरूप से लागू 
होती हूँ । 


वित्त और व्यापार 45 


]08. संसद राज्यों से उनके सावंजनिक कणों में से राष्ट्र- राज्यों के 
मण्डल की अघुनातन सांख्यिकी द्वारा प्रदशित उस राज्य की जन- राज्य-ऋणों 
संख्या के समानुपात में एक भाग अधिकार में ले लेगी, और ऐसे को अविकार 
ऋण या उसके किसी हिस्से को संपरिवर्तित (७00४७७), नवी- में लेना 
कृत या समेकित (007806&॥8) कर सकती है; और राज्य 9]0 के 
अधिकृत ऋण के संबंध में राष्ट्रमण्डल को तारण देगा के नं०४ से- 
(+70०0777%), और उसके पद्चात्‌ ऋणों के लिए देय व्याज 2 द्वारा 
राष्ट्रमण्डल द्वारा विभिन्न राज्यों को देय राष्ट्रमंडल के आयाधिक्य परिवर्तित 
राजस्व के हिस्से में से काट लिया जाएगा या रोक लिया जाएगा, 
या यदि उक्त आयाधिक्य अपर्याप्त हो या यदि कुछ भी आयाधिक्य 
न हो तो घटती या पूरी राशि विभिन्न राज्यों द्वारा चुकाई 
जाएगी । 


]05. () राष्ट्रमण्डल राज्यों के साथ राज्यों के लोक- राज्य ऋणों 
ऋणों के सम्बन्ध में निम्नलिखित को सम्मिलित कर करार के सम्बन्ध 


कर सकता है :. में करार। 
(क) राष्ट्रमण्डल द्वारा ऐसे ऋण का अधिकार नं०१, 
ग्रहण; ह 929,से ०2 
(ख) ऐसे ऋण का प्रबन्ध; द्वारा निवेशित 


(ग) ऐसे ऋण के संबन्ध में व्याज की भुगतान 
और शोघन-निधि (अंग्रागंगह पिएप) का 
उपबन्ध और व्यवस्था; 

(घ) ऐसे ऋण का समेकन, नवीयन, संपरिवतेन 
और विमोचन (7646770009 ) ; 

(च) राष्ट्रमण्डल द्वारा अधिकार में लिए गए ऋण 
के सम्बन्ध में राज्य द्वारा राष्ट्रमण्डल को 
क्षतिपूरण (|08700770%&0707 ) ; और 

(छ) राज्यों द्वारा या राष्ट्रमण्डल हारा, या राज्य 
के लिए राष्ट्रमण्डल द्वारा धन उधारण । 


(2) इस सेक्शन के समारम्भ से पहले किए गए किसी ऐसे 
करार को वैध करने के लिए संसद कानून बना सकती हैं । 


46 आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


(8) किसी ऐसे करार को उसके पक्षकारों द्वारा वहन करने 
के लिए संसद कानून बना सकती हे । 

(4) कोई ऐसा करार उसके पक्षकारों द्वारा परिवर्तित या 
विखंडित हो सकता है । 

(5) ऐसा प्रत्येक करार और उसका ऐसा कोई परिवतेन 
राष्ट्रमण्डल और उसके पक्षकारी राज्यों पर इस संविधान में या 
विभिन्‍न राज्यों के संविधान में या राष्ट्रमण्डल की संसद या किसी 
राज्य के किसी कानून में सन्निहित किसी बात के बावजूद 
बन्धनकारी होगा । 

(6) इस सेक्शन द्वारा दी गई शक्ति का यह अर्थ नहीं किया 
जाएगा कि उसे इस संविधान के सेक्शन एक सौ पाँच की 
व्यवस्थाओं द्वारा किसी प्रकार सीमित किया गया हैं । 


अध्याय ऐ 


राज्य 
संविधानों ]06. इस संविधान के अधीन, राष्ट्रमण्डल के प्रत्येक 
की व्यावृत्ति राज्य का संविधान वंसे ही प्रवृत्त रहेगा जैसे राष्ट्रमण्डल की 
स्थापना पर, या राज्य के निवेशन या स्थापना पर, यथा स्थिति, 


प्रवृत्त था, यदि उसे राज्य के संविधान के अनुसार परिवर्तित नहीं 
किया जाता । 


राज्य संसों 307. किसी ऐसे उपनिवेश की संसद की सभी शक्तियाँ जो 
की शक्तियों कोई राज्य हो गया हू या होता हे, यदि उन्हें इस संविधान द्वारा 
की व्यावृत्ति ऐकास्तिक रूप से राष्ट्रमण्डल की संसद में निहित न किया गया 
हो या राज्य की संसद से प्रतिसंहृत न किया गया हो, तो जैसे 
राष्ट्रमण्डल की स्थापना पर, या राज्य के निवेशन या स्थापना 

पर प्रवृत्त थीं, यथा स्थिति, बसे ही प्रवृत्त रहेंगी । 
राज्य 08. किसी उपनिवेश्ञ में, जो कोई राज्य हो गया है या 
कानूनों को होता हैं, प्रवृत्त प्रत्येक कानून, और राष्ट्रमण्डल की संसद की 
व्यावृत्ति शक्ति के भीतर किसी विषय से संबन्धित कानून, इस संविधान के 
अधीन, राज्य में प्रवतंनशील रहेंगे: और, जब तक राष्ट्रमण्डल 


राज्य ६ +॥ 


की संसद द्वारा उसके स्थान पर व्यवस्था नहीं की जाती है, तव तक 
किसी ऐसे कानून के सम्बन्ध में, जो उपनिवेश की संसद में निहित 
है, यदि उपनिवेश कोई राज्य नहीं हो जाता है, निस्‍सन और 
प्रिवर्तत की शक्ति राज्य-संसद के पास रहेगी । 


]09. यदि किसी राज्य का कोई कानून राष्ट्रमण्डल के कानून की 
कानून के साथ असंगत हो तो दूसरा अभिभावी होगा और असं- असंगति 
गति के विस्तार तक पहला अवध होगा । 


]0. किसी राज्य के राज्यपाल से सम्बन्धित इस संवि- राज्यपाल 
धान की व्यवस्थाएँ राज्य के तत्कालीन राज्यपाल, या राज्य की की निर्देशित 
सरकार के दूसरे प्रधान कार्यपलिका अधिकारी या प्रशासक तक व्यवस्थाएँ 
विस्तृत और लागू होंगी । 


]]. किसी राज्य की संसद उस राज्य का कोई हिस्सा राज्य भुक्षेत्र 
राष्ट्रणण्डल को समपित कर सकती है; और इस प्रकार समर्पण पर, समपित कर 
और राष्ट्रमण्डल द्वारा उसके प्रतिग्रहण (800७[008&706) पर, सक्ते हूँ । 
राज्य का वह हिस्सा राष्ट्रमण्डल के ऐकान्तिक क्षेत्राधिकार के 
अधीन हो जाएगा । 


]]2. सीमान्त पर एकसमान शुल्क आरोपित हो जाने राज्य निरी- 
के पश्चात्‌, कोई राज्य माल के आयात या निर्यात पर, या राज्य क्षण कानून 
में या राज्य के बाहर माल अन्तरित होने पर, ऐसा व्ययभार छगा के लिए 
सकता है जो राज्य के निरीक्षण कानून के निष्पादन के लिए व्ययभार 
आवश्यक हो; लेकिन इस प्रकार आरोपित सम्पूर्ण व्ययभार रूगा सकता 
का निबल (760) उत्पादन राष्ट्रमण्डल के उपयोग के लिए है। 
होगा; और कोई ऐसा निरीक्षण कानून राष्ट्रमण्डल की संसद 
द्वारा रह किया जा सकेगा । 


]]3. किसी राज्य में अन्तरित होने वाले या उपयोग, मादक द्रव 
उपभोग, विक्रय या एकत्रण के लिए उसमें रखे गए सभी किपण्वित 
((8/0०7/:6१ ), आसुत (0ा850780 ) या दूसरे मादक द्रव 
राज्य के कानून के अधीन समझे जाएँगे मानों उन द्रवों का 
उत्पादन राज्य में किया गया है । 


48 आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


राज्यसेनाएं 4. राष्ट्रमण्डल की संसद की संमति बिना, कोई 
नहीं बढ़ा राज्य किसी नौसेना या मिलिट्री शक्ति में वृद्धि (7886 या 
सकते । उसका पोषण नहीं कर सकता है, या राष्ट्रमण्डल के स्वाम्य के 
राज्य या अधीन किसी सम्पत्ति पर करभार आरोपित नहीं कर सकता है, न 
राष्ट्रमण्डल तो राष्ट्रमण्डल किसी राज्य के स्वाम्य के अधीन किसी सम्पत्ति पर 
की सम्पत्ति कोई करभार आरोपित कर सकता हे । 
पर करभार 
राज्यों हरा ]8. कोई राज्य धन के लिए सिक्‍कों की ढलाई नहीं 
धन के लिए करेगा; और न तो सुवर्ण और रजत सिक्के के अतिरिक्त किसी 
सिक्के न अन्य वस्तु को ऋण की भुगतान में बैध निविदा बनाएगा । 
ढालता 
हा्रुमा्डड 46. राष्ट्रमण्डल किसी धर्म की स्थापना के लिए, या 
का धर्म के कोई धामिक अनुपालन आरोपित करने के लिए, या किसी घर 
संबंध मं के स्वतंत्र अभ्यास (७5७/०४०) का निषेध करने के लिए 
विधिकारी कोई कानून नहीं वना सकता है, और राष्ट्रमण्डल के अधीन 
न करना किसी पद वा लोकन्यास के लिए कोई धारमिक रुचि अहंता के 
रूप में अपेक्षित नहीं होगी । 


राज्य 747. महारानी की कोई प्रजा, जो किसी राज्य की 
निवासियों निवासी हो, किसी दूसरे राज्य में किसी ऐसी निर्योग्यता 
के (4880॥69) या विभेद (086पर्ता॥8 07 ) का पात्र नहीं 


अधिकार होगी जो उस पर उसी प्रकार लागू नहीं होता जिस प्रकार किसी 
दूसरे राज्य की निवासी, महारानी की प्रजा पर, लागू होता है । 


राज्य- /78. अ्रत्येक राज्य के कानून, लोक अधिनियम और 
गहन, अभिलेख (+600708) और न्यायिक कार्यवाही को, सम्पूर्ण 


आदि की राष्ट्रमण्डल में, पूर्ण विश्वास और प्रत्यय (0९९४) दिया 
मान्यता जाएगा। 


आक्रमण 49. राष्ट्रमण्डल प्रत्येक राज्य को आक्रमण से, और 
शरीर विद्रोह राज्य की कार्यपालिका सरकार के प्रवतंन पर गृह हिसा से 
राज्य की सुरक्षा करेगा । 

[रक्षा 


त्तए राज्य के 


]20. प्रत्येक राज्य राष्ट्रमण्डल के कानून के विरुद्ध किसी 


40 


राष्ट्रभष्डल 


अपराध में अभिशस्त या अपराधी व्यक्ति को अपने हिरासत में के कानून के 


निरोध के लिए और ऐसे अपराध के अपराधी व्यक्ति की 


विरुद्ध 


सजा के लिए व्यवस्था करेगा, और राष्ट्रमण्डल की संसद उस अपराधियों 


व्यवस्था को प्रभाव देने के लिए कानून बना सकती है । 


अध्याय ५ 


नए राज्य 
]2. संसद नए राज्यों को राष्ट्रमण्डल में निवेशित कर 


की हिरासत 


नए राज्य 


सकती हे या स्थापित कर सकती है, और उनके निवेशन या निवेज्ित या 
स्थापना पर ऐसे निबंध और शर्तें निभित और आरोपित कर स्थापित 


सकती हे जो उसे उचित प्रतीत हों, इसके अंतर्गत संसद के 
प्रत्येक सदन में प्रतिनिधित्व का प्रसीमत भी है । 


22. किसी राज्य द्वारा राष्ट्रमण्डल को समर्पित और 
राष्ट्रमण्डल द्वारा स्वीकृत किसी भृक्षेत्र की सरकार, या महारानी 
द्वारा राष्ट्रमण्डल के प्राधिकार के अन्तर्गत रखे गए और राष्द्र- 
मण्डल द्वारा स्वीकृत किसी भूक्षेत्र की सरकार, या किसी अन्य 
प्रकार से राष्ट्रमण्डल द्वारा अजित भुक्षेत्र की सरकार के लिए 
संसद कानून बना सकती है, और ऐसी सीमा तक तथा ऐसी 
शर्तों पर जो उसे संगत लगें, संसद के किसी सदन में ऐसे क्षेत्रों 
का प्रतिनिधित्व स्वीकार कर सकती हू । 


28. किसी राज्य-संसद की सहमति से, और प्रइन पर 
मत देने वाले राज्य निर्वाचकों के बहुमत के अनुमोदन पर, राष्ट्र- 
मण्डल की संसद ऐसे निबंधन और शर्तों पर, जो परस्पर सम्मत 
हों, राज्य-सीमा बढ़ा, घटा या किसी अन्य प्रकार से परिवर्तित कर 
सक्ृती है, और उसी प्रकार की सहमति से किसी अनुभावित 
राज्य के संबंध में भूक्षेत्र के किसी बढ़ाव, घटाव या परिवतेन के 


प्रवर्तत ( 000'७&४07 ) और प्रभाव के प्रति आदरपूर्वक उपबंध कर 
सकती हूं। 


किए जा 
सकते हे । 
भुक्षेत्रों को 
सरकार 


राज्य सीमा 
परिव्तेत 


809 आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


नए राज्यों 24. केवल किसी राज्य की संसद की सहमति सहित 

का निर्माण उसके किसी भूक्षेत्र के अलगाव से कोई नया राज्य निर्मित किया 
जा सकता हैं, और केवल अनुभावित राज्यों की संसदों की सहमति 
सहित दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्सों के 
समेकन से कोई नया राज्य बनाया जा सकता है । 


अध्याय ४॥ 
विविध 

सरकार 25, राष्ट्रमण्डल सरकार का स्थान संसद द्वारा निर्चित 
को सोट_ किया जाएगा, और उस अूक्षेत्र के अन्दर होगा जो राष्ट्रमण्डल 
को दिया गया हो या उसके द्वारा अजित किया गया हो, तथा वह 
भुक्षेत्र राष्ट्रमण्डल में निहित होगा तथा उसके स्वाम्य में होगा, 
: और न्यू साउथ वेल्स राज्य में होगा, और सिडनी से कम-से-कम 

सो मील से कम दूर न होगा । 
इस प्रकार के राज्यक्षेत्र में कम-से-कम सौ वर्गमील क्षेत्र 
समाविष्ट होगा, और उसका वह भाग जो क्राउन की भूमि हूं, 
राष्ट्रमण्डल को उसके स्थान के लिए बिना किसी भुगतान के 

दिया जाएगा। 


संसद तब तक मेलबोन में बैठेगी जब तक वह सरकार 
की सीट पर नहीं बैठती । 


प्रतिनियकत 26. महारानी किसी व्यक्ति, या किन्हीं व्यक्तियों को 
नियुक्त सम्मिलित रूप से या अलग अलग, राष्ट्रमण्डल के किसी हिस्से के 
करने के अन्तर्गत अपना प्रतिनियक्त या अपने प्रतिनियक्त होने के लिए 
लिए महा- नियुक्त करने के लिए; और उस क्षमता में महारानी द्वारा दिए गए 
राज्यपाल्ल निर्देशनों या किन्‍्हीं उल्लिखिते प्रसीमाओं के अधीन महाराज्यपाल 
को अधिकृत की प्रसन्नता तक उसकी ऐसी शक्तियों और क्ृत्यों के प्रयोग के लिए 
करने का जिन्हें की वह एसे प्रतिनियक्त या प्रतिनियक्तों को सौंपना उचित 
महिमासयी समझे, महाराज्यपाल को अधिकृत कर सकती हैं, लेकिन ऐसे प्रति- 
सहारानी नियुक्त या प्रतिनिवक्तों की नियुक्ति स्वयं महाराज्यपाल द्वारा 
को शक्ति किसी शक्ति या कृत्य के प्रयोग को अनुभावित नहीं करेगी । 


संविधान का परिवतेन ठा 


97. राष्ट्रमण्डल की, या किसी राज्य की या राष्ट्रमण्डड जनगणना में 
के दूसरे हिस्से की जनता की संख्या गिनने में आदिवासी निवासी आदिवासी 
नहीं गिने जाएँगे । जियो 

नहीं गिनी 
जाएँगी 


अध्याय ता 
संविधान का परितेन 


28. निम्नलिखित तरीके के बिना यह संविधान परि- संविधान 
बतित नहीं होगा : बदलने की 
संविधान के परिवर्तन के लिए प्रस्तावित कानून अवश्यमेव रीति 
संसद के प्रत्येक सदन के ऐकान्तिक बहुमत से पारित होना चाहिए, 
और दोनों सदनों से गृजरने के पहचात्‌ कम-से-कम दो माह 
और अधिक-से-अधिक छ: माह के अन्दर प्रस्तावित कानून प्रत्येक 
राज्य में प्रतिनिधि-सदन के सदस्यों के निर्वाचन पर मत देने के 
लिए अहं निर्वाचकों के सम्मुख रखा जाएगा । 
लेकित यदि कोई सदन किसी ऐसे प्रस्तावित कानून को 
ऐकान्तिक बहुमत से पारित करता है, और दूसरा सदन उसे 
अस्वीकार करता है या पारित करने में असफ़छू होता हैं या 
किसी ऐसे संशोधन के साथ पारित करता हे जिससे पूर्वोक्त सदन 
सहमत नहीं होगा, और यदि तीन माह की अवधि के पदचात्‌ 3५ (( -/7 
पूर्वोक्‍्त (प्रथमत: उल्लिखित) सदन उसी सत्र में या किसी दूसरे -- ५ 
सत्र में प्रस्तावित कानून ऐसे संशोधन सहित या बिना संशोधन के > ः 
पारित करता है जिससे दूसरा सदन सहमत हूँ या बनाया है, और 
ऐसा दूसरा सदन उसे रह करता है या पारित करने में असफल 
होता है या ऐसे संशोधन के साथ पारित है जिससे पूर्वोक्ति सदन 
सहमत नहीं होगा तो महाराज्यपाल पूर्वॉक्त सदन द्वारा अन्तिम 
रूप से प्रस्तावित कानून को, और तत्पद्चात्‌ दोनों सदनों द्वारा 
सहमत किसी संशोधन सहित या बिना संशोधन के, प्रत्येक राज्य 
में प्रतनिधिसदन के निर्वाचन पर मत देने से लिए अहे निर्वाचकों 
"के सम्मुख प्रस्तुत करेगा । | 


52 


आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


यदि कोई प्रस्तावित कानून निर्वाचकों के सम्मुख प्रस्तुत किया 
गया हो तो मतदान ऐसे ढंग से किया जाएगा जैसा संसद निर्धारित 
करती हैं। लेकिन जब तक सम्पूर्ण राष्ट्रमण्डल में प्रतिनिधि- 
सदन के सदस्यों के निर्वाचकों की अहंता एकसमान नहीं हो 
जाती, किसी राज्य में, जहाँ वयस्क मताधिकार प्रचलित हू या 
अभिभावी है, प्रस्तावित कानून के विपक्ष और पक्ष में मत देने 
वाले निर्वाचकों का केवल आधा ही गिना जाएगा । 

और यदि राज्यों में से अधिकांश में मत देने वाले निर्वाचकों 
का बहुमत श्रस्तावित कानून का अनुमोदन करता है, और यदि 
मत देने वाले सभी निर्वाचकों का बहुमत भी प्रस्तावित कानून का 
अनुमोदन करता हैँ तो उसे महारानी की संमति के लिए महा- 
राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाएगा । 

संसद के किसी सदन में किसी राज्य के प्रतिनिधित्व का 
समानुपात न्यून करने वाला, या प्रतिनिधि-सदन में किसी राज्य 
के प्रतिनिधियों की अल्पतम संख्या न्‍्यून करने वाला, या राज्य- 
सीमा बढ़ाने, घटाने या दूसरे प्रकार से बदलने वाला, या उसके 
संबंध में संविधान के उपबन्धों को किसी तरीके से अनुभावित 
करने वाला कोई परिवतंन कानून नहीं होगा, यदि उस राज्य में 
मत देने वाले निर्वाचकों का बहुमत प्रस्तावित कानून का अनुमोदन 
नहीं करता हैं । 


अनुश्ची 


शपथ 
सेक्शन 42 
मैं ““अमृक” “शपथ लेता हूँ कि मैं महिंमामयी महारानी 
विक्टोरिया, कानून के अनुसार उनके दायादों और उत्तराधिकारियों 
के प्रति अद्धा और निष्ठा रखूँगा। इसलिए, परमात्मा ! मेरी 


सहायता करो । 


प्रतिज्ञान ह 

: आओ अमुक ***''**' सत्यनिष्ठा और सद्भावनापूर्वेक 
प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषित करता हूँ कि में महिमामयी महारानी 
बिक्टोरिया, कानून के अनुसार उनके दायादों और उत्तराधिकारियों 


के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा । 
(टिप्पणी--आयरलैण्ड और ग्रेट ब्रिटेन के संयुक्‍्तराज की तत्कालीन 
महारानी या महाराजा का नाम यथा-समय रखा 


जाएगा । ) 


आमुख 


संक्षिप्त 


वेस्टमिंस्टर अभिग्रहण अधिनियम 94 2 को संविधि 


7942 का 86वाँ 


जर्मनी और महामहिम महाराजा के बीच युद्ध छिड़ जाने के 
कारण राष्ट्रमण्डल (कामनवेल्थ) के कुछ विधानों के मार्ग 
(]0988826) में आनेवाले विलम्बों के परिहार के छिए, और 
तत्सम्बन्धी कुछ प्रयोजनों के प्रभाव के लिए सन्‌ 98] ई० की 
वेस्टमिस्टर संविधि की 38 धाराओं के ग्रहण द्वारा राष्ट्रमंडल के 
कुछ विधानों की मान्यता विषयक संदेहों को दूर करने के लिए 
अधिनियम । (9 अक्टूबर, 942 को अनुमति प्राप्त ) 


जब कि कुछ ऐसी कानूनी कठिनाइयाँ वतंमान हैं जिनके 
कारण राष्ट्रमंडल के कुछ विधानों के प्रति, .और उसके अधीन 
निर्मित कुछ विनिमयों के प्रति, विशेषत: आस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल 
को प्रतिरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, 
और अधिकाधिक प्रभावी पुद्ध-चालन के लिए, जिसमें महामहिम 
महाराजा व्यस्त हैँ, अधिनियमित विधान के प्रति और निर्मित 
विनिम्यों के प्रति संदेह उत्पन्न हुआ हैँ और विलम्ब हुआ है : 

ओर जब कि ऐसी कानूनी कठिनाइयाँ आस्ट्रेलिया की 


- राष्ट्रमंडलीय संसद द्वारा 98] की वेस्टमिस्टर संविधि की दूसरी, 


तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी घाराओं के ग्रहण से और ऐसा 
अभिग्रहण परमश्रेष्ठ महामहिस महाराजा और जम॑नी के बीच 
युद्ध प्रारम्भ होने के समय से प्रभावपूर्ण बनाने से दूर हो जाएँगी : 

इसलिए यह परमश्रेष्ठ महामहिम महाराजा, सीनेट, और 
आस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल के अ्रतिनिधि-सदन द्वारा अधोलिखित रूप में 
अधिनियमित हो : 


/- यह अधिनियम '.ेस्टर्मिस्टर अभिग्रहण अधिनियम 
4942 की संविधि', शीष॑क से उद्धृत किया जाएगा | 


४. यह अधिनियम उस दिन प्रवतेनशील होगा जिस दिन 
उस पर सम्राट की अनुमति प्राप्त हो जाएगी । 


अनुसूची 


९ 


55 


3. सन्‌ 798] ई० की वेस्टर्मिस्टर संविधि शीर्षक से 93] की 
निर्दिष्ट साम्राज्य अधिनियम की दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं वेस्टमिस्टर 


और छठी धाराएँ (जो इस अधिनियम की अनसूची में उल्लिखित संविधि का' 


हैं) ग्रहण की गई हैं, और यह अभिग्नरहण सन्‌ एक हजार नौ सौ अभिग्रहण. 


उनतालिस ई० के सितम्बर माह के तीसरे दिन से प्रभावकारी 
होगा । 


अनुसूची 


सेक्सन 8 


वेस्टमिस्टर संविधि (४:४४४४), 987. 

सन ]926 ई० और 980 ई० के साम्राज्य सम्मेलनों में 
पारित कुछ प्रस्तावों को प्रभावकारी बनाने के लिए अधिनियम । 
(]] दिसम्बर, 98] ) 


जब कि संयुक्त राज (ए्रा०त शिंश800०7), कनाडा 
की डोमिनियन, आस्ट्रेलिया का राष्ट्रमंडल, न्यूजीलैंड की डोमि- 
नियम, दक्षिणी अफ्रिका का संघ, आयरिस फ्रीस्टेट और न्यूफाउंड- 
लैंड में महामहिम की सरकारों के प्रतिनिधियों ने इसवीय सन्‌ एक 
हजार नौ सौ छब्बीस और एक हजार नौ सौ तीस में वेस्टमिस्टर 
में हुए साम्राज्य सम्मेलनों में उक्त सम्मेलनों के 'प्रतिवेदतों में 
उल्लिखित घोषणाओं और प्रस्ताओं के निर्माण में सहमति दी हूं 


और जब कि इस अधिनियम के आमुख के रूप में यह उल्लि- 
खित करना संगत और समृचित है कि चूँकि 'क्राउन' ब्रिटिश 
राष्ट्रमंडल के राष्ट्रों के सदस्यों की स्वाधीन संस्था का प्रतीक हें, 
और चँकि वे क्राउन के प्रति सामान्य निध्ठा से संघटित हैं इसलिए 
यह राष्ट्रमंडल के सभी सदस्यों की एके दूसरे के संबंध मं स्थापित 
संविधानी स्थिति के अनुकूल होगा कि राज्यसिहासन के उत्तरा- 
घिकार या साम्राज्य की रीति और उपाधि संबंधी कानूनों में 
किसी प्रकार के परिवर्तत के लिए जैसे संयुक्तराज-ससद का 
संमति अपेक्षित थी बसे ही, इसके पश्चात्‌, सभी डोमिनियम-संसदों 


की संमति अपेक्षित होगी : 





586 


इस 
अधिनियम 
में 


'डोसिनियन' 


का अर्थ 
किसी 
डोसिनियन 
को संसद 
द्वारा न्िमित 
कानूनों की 
/ आन्यता 


आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


और जब कि यह संस्थापित संविधानी स्थिति के अनुकूल है 
कि इसके पद्चात्‌ संयुक्तराज-संसद द्वारा निर्मित कोई कानून 
किसी डोमिनियन की प्रारथंवा और सहमति के अतिरिक्त उपर्युक्त 
डोमिनियनों में से किसी डोसिनियन के कानून के अंग के रूप के 
उस (डोमिनियन) में नहीं विस्तृत होगा : 

और जब कि उपयुक्त सम्मेलन में कथित कुछ घोषणाओं 
और प्रस्तावों के अनुसमर्थन, पुष्टिकरण और संस्थापन के लिए 
यह आवश्यक हैँ कि संयुक्तराज की संसद के प्राधिकार द्वारा 
सम्यक्‌ रूप से एक कानून निर्मित और अधिनियमित हो : 


ओर जब कि कनाडा की डोमिनियन, आस्ट्रेलिया का राष्टर- 
मंडल, न्यूजीलेंड की डोमिनियन, दक्षिणी अफ्रिका का संघ, आयरिज 
फ्रीस्टेट और न्यूफाउंडलैंड ने पूर्वोक्त विषयों के संबंध में ऐश्ा 
उपबन्ध निमित करने के लिए, जैसा इसके पश्चात्‌ इस अधिनियम 
में समाविष्ट है, संयुक्तराज की संसद से एक संसदीय अधिनियम 
पेश करने के लिए अनेक बार प्रार्थना की है और संमति दी हे: 

इसलिए अब यह परमश्रेष्ठ महामहिम महाराजा द्वारा और 
आज की वर्तमान संसद में समवेत और उसके प्राधिकार से धर्म 
और लौक ढछॉडे की सलाह से और संमति सहित लोक सभासदों 

द्वारा, निम्नलिखित भाँति अधिनियमित हो : 


. इस अधिनियम में “डोमिनियन” पद से निम्नलिखित 
डोमिनियनों में से कोई डोमिनियन अभिमप्रेत हेः 

कनाडा की डोमिनियन, आस्ट्रेलिया का राष्ट्रमंडल, न्यूजी- 
लेड की डोमिनियन, दक्षिणी अफ्रिका का संघ, आयरिश फ्रीस्टेट 
और न्यूफाउंडलैंड । 

2. (१) इस अधिनियम के समारम्भ के पश्चात्‌ किसी 
डोमिनियन की संसद द्वारा निर्मित किसी कानून पर उपनिवेज्ञी 
कानून मान्यता अधिनियम, 865, नहीं लागू होगा । 

(2) इस अधिनियम के समारम्भ के पश्चात्‌ किसी डोमि- 
नियन की संसद द्वारा निर्मित कोई कानून या कानून का कोई उप- 
नन्त्र इस आधार पर प्रभावहीन या प्रवतंनहीन नहीं होगा कि वह 
इंगलेंड के कानून के विरुद्ध या संयुक्तराज की संसद के किसी भावी 


कह म अंक 


अनुसूची 


अधिनियम के उपबन्ध या वर्तमान अधिनियम के उपबंध के विरुद्ध, 
या किसी ऐसे अधिनियम के अधीन निर्मित किसी आदेश, नियम या 
विनियम के विरुद्ध है, और किसी डोमिनियन की संसद की शक्ति 
के अन्तर्गत किसी ऐसे अधिनियम, आदेश, नियम या विनिमय को, 
जहाँ तक वे डोमिनियन के कानून के अंग हों, निरसित करने या 
संग्योधित करने की भी शक्ति होगी । 

3. एतद्वारा यह घोषित और अधिनियमित किया जाता है 
कि किसी डोमिनियन की संसद को राज्यक्षेत्रातीत प्रवर्ततशील 
कानून बनाने की पूरी शक्ति हे । 


4. इस अधिनियम के समारम्भ के पदचात्‌ संयुक्तराज को 
संसद द्वारा पारित कोई नियम किसी डोमिनियन में उस (डोमिनियन) 
के कानून के अंग के रूप में नहीं प्रवरतित होगा, और न प्रवर्तेशशील 
होने के लिए समझा जाएगा, यदि उस अधिनियम में स्पष्टतापूर्वक 
यह घोषित न हो कि उसके अधिनियमन के लिए उक्त डोमिनियन 
द्वारा प्राथंना की गई है या संमति दी गई है । 





3 राष्ट्रमंडल की संसद ने दो अवसरों पर संयुक्तराज की 
संसद द्वारा आस्ट्रेलिया में प्रवर्तनशील अधिनियमों को अधिनियमित 
करने के लिए प्रार्थना करते हुए और संमति देते हुए निम्न अधि- 
नियम पारित किया हैं । 

राष्ट्रमंडल और संयुक्तराज की संसदों के अधिनियम ऋ्रमात्‌ 

अधोलिखित हैं: . ._.... पचझः 
आस्ट्रेलिया संयक्तराज_ _ 
कोकोस (कीलिंग) हीपसमूह (प्राथना कोकोस द्वीपसमूह अधि- 


और संमति) अधिनियम, 984 नियम, 958 
क्रिस्सस द्वीप (प्रार्थना और संमति) क्रिसमस द्वीप अधिनियम, 
अधिनियम, 9687 958 


है| 


भुक्षेत्रातीत 
कानून 
बनाने की 
डोसिनियन 
संसद की 
शक्ति 


डोमिनियन 
की संसद 
की संमति 
बिना 
संयुक्तराज 
की संसद 
डोमिनियन 
के लिए 
कानून नहीं 
बनाएगी 


58 आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


व्यापारिक 6. इस अधिनियम के पूर्वकथित उपबंधों की व्यापकता पर 
नोपरिवहुन॒ विपरीत प्रभाव डाले बिना, 894 के व्यापार पोत अधिनियम की 
के संबंध में सात सो पैतीसवीं और सात सौ छत्तीसवीं धाराओं से अर्थ लिया 
डोमिनियस जाएगा मानो उसमें किसी ब्रिटिश आस्ति के विधानमंडल के निदंध 


संसदों की के अन्तर्गत किसी डोमिनियन संसद का निर्देश सम्मिलित नहीं है 
श़क्ति 


नो-अधि 0. इस अधिनियम के पूवंकशित उपबंधों की व्यापकत! पर ' 
करण विपरीत प्रभाव डाले बिना, औपनिवेषिक न्यायारूयों का नौ-अधि 
न्यायालयों करण अधिनियम, 890 की धारा चार का (जिसमें कुछ काननों 
के संबंध में को महामहिम की प्रसन्नता की साथ्थकता के लिए आरक्षित करना 
डोमिनियस अपेक्षित हो या कोई निलम्बंन उपखण्ड अंतर्विष्ट करना हो), और उस 
संसदों की अधिनियम की घारा सात के उतने अंश का, जो किसी औपनिवेशिक 
शक्तियाँ न्यायारूय के नौ-अधिकरण की कार्यवाही और व्यवहार विनियमन 
58 और के लिए न्यायालय के किसी नियम पर परिषद सहित महामहिम के 
34 विक्टो ० अनुमोदन की अपेक्षा रखता हो, इस अधिनियम के समारम्भ से 
स० 27 किसी डोमिनिमन में प्रभावकारी होना समाप्त हो जाएगा । 


कनाडा में 7. (१) इस अधिनियम की कोई बात ब्रिटिश तनार्थ 
ब्रिटिश नार्थ अमेरिका अधिनियम, 867-990, के परिवतंन, 
अमेरिका संशोधन या निरसन पर या उसके अधीन निर्मित 
अधिनिययमों किसी आदेश, नियम या विनियम पर प्रयोगशील 
की व्यावत्ति नहीं समझी जाएगी । 

और इस (2) इस अधिनियम की दूसरी धारा के उपबंध कनोडा 
अधिनियम प्रान्तों (या राज्यों) के किसी प्रान्त द्वारा निर्मित 
को प्रयुक्ति कानूनों और ऐसे राज्यों के विधानमंडलों की 


शक्तियों तक विस्तृत होंगे । 

(3) कनाडा की संसद को या प्रान्तों के विधानमंडलों को 
इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ क्रमात कनाडा 
की ससद की सक्षमता के अधीनस्थ, या राज्यों के 
विधानमंडलों में किसी की सक्षमता के अधीनस्थ 


विषयों के संबंध सें काननों के अधिनियमन तक 
सीमित होंगी । 


५३ 
9. 


अनुसूची 


इस अधिनियम के समारम्भ से पहले वर्तेमान कानूनों के 


अनसार प्रदत्त शक्तियों को छोड़कर इस अधिनियम में कोई बात 
आस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल के संविधान अधिनियम या संविधान को 
या न्यूजीलैंड डोमितियत के संविधान अधिनियम को परिवर्तित 
या निरसित करने की कोई शक्ति प्रदान करने वाली नहीं समझी 


जाएगी । 


9. () इस अधिनियम में कोई बात आस्ट्रेलिया के राष्ट्र- 


मंडल की संसद को, आस्ट्रेलिया के राज्यों के 
प्राधिकार के अंतर्गत किसी विषय पर, यदि वह 
आस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल की सरकार या संसद के 
प्राधिकार के अंतर्गत कोई विपय न हो, कानून 
निर्मित करने के लिए प्राधिकार देने वाली नहीं 
समझी जाएगी । 


(2) किसी स्थिति में यदि इस अधिनियम के समारम्भ 


से पूर्व यह वर्तमान संवंधानिक व्यवहार के अनुसार 
रहा हो कि संयकतराज की संसद किसी कानून को 
आस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल की सरकार या संसद की 
सहमति बिना निर्मित कर सकेगी तो इस अधिनियम 
में कोई बात आस्ट्रेलिया के राज्यों के प्राधिकार के 
अन्तर्गत किसी विषय के संबंध में, यदि वह विषय 
आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल की सरकार या संसद के 
प्राधिकार के अंतर्गत कोई विषय न हो, संयुक्तराज 
(७. $.) की संसद द्वारा निमित किसी कानून पर 
आस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल की सरकार या संसद की 
सहमति की अपेक्षा करने वाली नहीं समझी जाएगी । 


(8) आस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल में इस अधिनियम की प्रयुक्ति 


में घारा (4) में निदिष्ट प्रार्थना और संमति से 
राष्ट्रमंडल की सरकार और संसद की प्रार्थना और 
संमति अभिप्रेत होगी । 


89 


आस्ट्रेलिया 
और 
न्यूजीलेंड के 
संविधान 
अधिनियमों 


की व्यावृत्ति 


आस्ट्रेलिया 
के राज्यों 

के सम्बन्ध 
में व्यावत्ति 


680 


अधिनियम 
की कुछ 
'धाराएँ 
यदि ग्रहीत 
नहोंतो 


आस्ट्रेलिया, 
न्यूजीलंड 
या न्‍्यफा- 
उंडलड में 
प्रयुक्त 
नहीं होंगी 


भावी 
अधिनियमों 
में 'उपनि- 
बेश' का 
का अर्थ 


'संक्षिप्त 
'शीष॑ंक 


आस्ट्रेलिया राष्ट्रस"्डल का संविधान अधिनियम 


0. (]) इस अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में 


कोई भी, अर्थात्‌ धारा दो, तीन, चार, पाँच और न, 
किसी डोमिनियन तक विस्तृत नहीं होगी जिस पर 
यह धारा उस डोमिनियन कानून के अंग के रूप में 
लागू होती है, यदि वह धारा डोमिनियन की संसद 
द्वारा अंगीकार नहीं की गई है, और इस अधिनियम 
की किसी धारा को अंगौकार करने वाली संसद का 
कोई अधिनियम उपबंधित करेगा कि अभिग्रहण या 
तो इस अधिनियम के समारम्भ से, या अभिग्रहग 
अधिनियम में उल्लिखित तत्पदचात्‌ किसी तारीख ग्रे 
प्रभावकारी होगा । 


(2) उपयुक्त किसी ऐसी डोमिनियन की संसद किसी 


समय इस धारा की उप-धारा () में निदिष्ट 
किसी धारा का अभिग्नहण प्रतिसंहृत कर सकती हैं। 


(3) जिन डोमिनियनों पर यह धारा लाग होती हैं 


, 


42. 


आस्ट्रेलिया का राष्ट्रमंडल, न्यजीलैंड और न्यफाउंड- 
लंड की डोमिनियमनें हैं । 


निवंचन अधिनियम, 889 में किसी बात के होते 
इस अधिनियम के समारम्भ के पश्चात संयक्तराज 
की संसद ह्वारा पारित किसी अधिनियम में““उपनिवेश 

पद के अंतर्गत कोई “डोमिनियन” या किसी डोमि- 
नियन का अंगीभूत कोई प्रान्त या राज्य नहीं होगा । 


यह अधिनियम “वेस्टमिस्टर संविधि, 93]” शीर्षक 
से उद्धत होगा । 


आस्ट्रेलिया राष्ट्रमएडल के संविधान अधिनियम की अनुक्रमणी 


टिप्पणी--परिच्छेद निर्देशन में जिस संख्या से पहले “व्या' लिखा है उसका 
निर्देश संविधान अधिनियम के “्याख्यात्मक खण्डवाक्यों' से है; अन्य संख्याओं 


से संविधान की धाराओं का निर्देश है । 
विषय 


अंतरिक्ष शास्त्रीय प्रेक्षण 
“के संबंध में विधान-शक्ति 
अक्षमता 
अन्तर राज्य आयोग के सदस्य की? 
किसी सदन के सदस्य की दूसरे सदन में उपवे- 
शन की *** 
संघीय न्यायालय के न्यायाधीश की? 
संसद सदस्य की” । देखिए अनहंता 
अधिकार : 
अन्तरित विभागों के अप्रतिधारित अधि- 
कारियों के है 
राज्यों के), नदी जल के युक्तियक्त उपयोग के 
लिए कप 
राष्ट्रमंडल या राज्य के विरुद्ध कायवाही के 
लिए, संसद” प्रदान कर सकती ह 
वर्तमान और प्रोदभूत, अन्तरित अधिकारियों के 


अधिकार : 
उपनिवेज्ञों को कुछ शक्तियों के अन्तरण का?*** 


ग्व्वरा राज्यों की वरीयता या विभेद ०५ 
अधिकारियों : 
“की नियुक्ति, विभागों का प्रशासन करने के 
लिए देखिए मंत्री, राज्य--राष्ट्रमंडल के लिए 
दूसरे? की नियुक्ति और निष्कासन इंड 


बारा 
54 (एप) 
403 


६49+ 
है &/ 


84% 
00 


78 
84 


40£2 


67 


>की शक्ति की प्रासंगिक विधान-शक्ति ** हा (झुछऋाुशंड) 


$4 


4& 
डे 


ठा 


पर 
5. [५ 


62 आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


विषय 
"क्के विरुद्ध परमादेश, निषेध या व्यादेश की 
स्थिति में क्षेत्राधिकार 
संघीय क्षेत्राधिकार भी देखिए 
राज्य के अधिकारियों के अधिकार जो सहमति 
से अन्तरित हों * 
अन्तरित विभागों के अप्रतिधारित) 
अन्तरित विभागों के प्रतिधारित” 
अधिकारियों का नियंत्रण 
अधिदान : 
अधिदानों की भगतान का नियंत्रण 
मालों के उत्पादन या निर्यात पर अधिदानों 
के सम्बन्ध में विधान-शक्ति 
अवशध्यमव एकसमान? 
अनुदान की निरपेक्ष गक्ति 
संघीय संसद के दोनों सदनों की संमति से 
राज्य” स्वीकार कर सकते हैं । 
"देने वाले राज्य कानूनों की समाप्ति 
>का अनुदान और उसके लिए करारनामे ... 
धातुओं के उत्खनन के लिए राज्य द्वारा 
सहायता या अधिदान 
अधिदान विभाग के सम्बन्ध में निरपेक्षरूप से 
प्रयृत्षत राज्य-सम्पत्ति 
अधिवासी : 
राष्ट्रमंडलके” संसद सदस्य हो सकते हैं. ... 
विभिन्न राज्यों के बीच” विषयक क्षेत्राधिकार 
संघीय क्षेत्राधिकार भी देखिए । 
एक राज्य के” के विरुद्ध दूसरे राज्य द्वारा 


विभेद ग्न्न 
राज्यके” का युक्तियक्त नदी जलके उपयोग का 
अधिकार 


केक 


धारा पृष्ठ 
76(ए) 33 
84. 03 

84 38 

84. 88 

8% 08 

88 309 

83 (॥॥) 2] 
83 (॥) शञ्‌ 
90 4) 

9] 40 

90 40 

90 4.0 

94 4.0 

85 (7) 38 
46,84 2,6 

76 (ए) 38 
]7 4.9 

00 43 


अनुक्रमणी 


विषय 
अध्यक्ष, प्रतिनिधिसदन 
की अनपस्थिति के समम कृत्य का सपादन 
का केवल निर्णायक मत हे 
“होने के लिए सदस्य का चयन 
द्वारा समादेश निकासी, आकस्मिक रिक्‍्तता के लिए 
यदि अध्यक्ष अनपस्थित हो या उसका पद रिक्त 
सदन के मत से निष्कासन 
पद या स्थान से त्यागपत्र 
सदस्यता समाप्ति पर पद रिक्त करता 
अध्यक्ष, सीनेट 
“की अनुपस्थिति के समय कृत्यों का सम्पादन 
, के समय रिक्‍्तता की अधिसूचना 
"होने के लिए सीनेटर का चुनाव 
कक वोट का हकदार 
“द्वारा अधिसूचना, सीनेट में रिक्तता की ''' 
“प्ीनेट के मत द्वारा निष्कासन 
“पद या स्थान से स्तीफ़ा 438 
सीनेटर होना छोड़ देने पर पद रिक्त करेगा 


अनहुता 
राज्य द्वारा किसी जाति के व्यक्तियों की" प्रभाव 


निर्वाचित होने के लिए या संसद में उपवेशन के लिए 
अन्य सदन में बैठने के लिए किसी सदन के सदस्य की 


“पर संसद सदस्य के स्थान की रिक्तता 

“के समय उपवेशन के लिए दंड । अ्हता भी देखिए 
अनुदान 

अधिदान का? । देखिए अधिदान 

सरकार के स्थान के लिए भूक्षेत्र का अनुदान 


अनुपस्थिति 


वबारा 


30 
40 
38 
33 
33 
38 
38 
38 


68 
27 
हि 
24 
हु 
॥7 
(पर 


28 
44 
43 
48 
406 


| 
हक 8५ 


सीनेट के अध्यक्ष की? द “०. 8, 9, & 


प्रतिनिधि-सदन के अध्यक्ष की 


406 


री का 
[>> [० 


| आल! 
गा 


। आय 
ज 


44 
48 
48 
(9 
49 


50 


2 


393, 36, 37 6, 47 


84 आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


विषय धारा 
सीनेटर की? हक 20 
प्रतिनिधि-सदत के सदस्य की? पा 38 
अनुभाजन 
प्रतिनिधि-सदन के सदस्यों की संख्या का 24 
पहलो सदन में? 3 28 
राजस्व और व्यय का? हर 89, 93 
अनुवर्तेन 


पद पर” के समय महाराज्पाल का वेतन 5 
“के समय संघीय न्यायारूय के न्यायाधीश का वेतन 72 


अन्तर राज्य आयोग के सदस्य का वेतन “४”: 08 
राज्य संविधघानों का? कप 06 
राज्य कानूनों का? बे 08 
विधान शक्तियों का कर 07 


अन्तरित विभागों का? । देखिए व्यय 
अन्तरण, मालों का | देखिए अन्तर राज्य 
अन्तर राज्य 


औद्योगिक विवादों के सम्बन्ध में विधान-शक्ति 8 ] (जरऋए) 
मामलों में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार 78 (९) 
संघीय क्षेत्राधिकार भी देखिए 
कानूनों, अभिलेखों की मान्यता आदि । 
देखिए मान्यता 
“निवासियों के अधिकार 


447 
“व्यापार और वाणिज्य । 
देखिए व्यापार और वाणिज्य 
अन्तरण, पर सीमाशुल्क और उत्पादनशल्क 
का आकलन 93 
के बाद दो वर्ष के लिए सीमाशल्क 92 
“के बाद निरीक्षण प्रभार 2 
४. रेलवे का किराया ४००» 04. 


पृष्ठ 


44. 
46. 
46 
40 


24 
38 


48 


47 
क 
का 
48 


अनंकमणी- 


च्् 


विषय 
अन्तर राज्य आयोग 
“का संगठन, न्‍्यायनिर्णय और प्रशासन की शक्ति 
*के सदस्य, नियुक्ति, कार्यकाल, और वेतन *** 
“बरीयता आदि के औचित्य का निर्णय करेगा. 
“विकास के लिए आवश्यक रेलवे किराए 
का निर्णय करेगा 
विधि विपयक प्रदनों पर” से उच्च न्यायालय 
में अपील 
अन्तर राज्य आयोग की गाक्तियाँ 
*के सदस्यों के वेतन 
अन्तरित विभाग 
“के सम्बन्ध में वर्तेमान आभार 
"के सम्बन्ध में निरपेक्ष विधान-शक्ति 
"के अधिकारियों का नियंत्रण 
हि >के अधिकार 
“द्वारा ऐकान्तिक रूप से प्रयुक्त राज्यसम्पत्ति 
राष्ट्रमण्डल में निहित होगी 
“द्वारा अजित की जा सकती हूं 
"की राष्ट्रमण्डल को दी गई राज्यसम्पत्ति के 
लिए प्रतिकर हे 
“के अन्तरण का समय 
“की शक्ति और कृत्यों का अन्तरण 538 
'अन्तरित' व्यय । देखिए व्यय 
अन्तः प्रवेश, अपराधियों के 
के सम्बन्ध में विधान-शक्ति हे 


अन्यदेशीय 
के सम्बन्ध में विधान-शक्ति 
देशीकरण भी देखिए 
प्‌ 
१ 


वारा 


0)] 
03 
402 


4 ()4: 


78 (7४) 
404 (ह7) 
08 (7) 


88 (7ए) 
52 (॥) 
84 
04: 


85 (3) 
88 (7) 


(|) 
५ 


() 
४, 
4९) 


8] (हडफएा।) 


54 (हट) 


23 
है व 4 
44: 


44 


4 छे 
कर 


39 


लेप 
डे 


38 
39 


39 
5२० 
32 


[2 
की 


66 आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


विषय 
अन्य व्यय-देखिए व्यय 


अपराध 
राष्ट्रमंडल कानून के विरुद्ध! अभ्यारोपण 


की जाँच हे 
“के लिए राज्य कारावासों में कीद *** 
“द्वारा संसद के लिए अनहँता हैः 208 


अपराधियों 
“के अन्तः प्रवेश के सम्बन्ध में विधानशक्ति 
सुरक्षा भी देखिए 
“का निरोध, राज्य कारावासों में *** 


अपील 
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ते उच्चतम 
चस्यायालय को? हक 
संघीय न्यायालयों, या बंघीय क्षेत्राधिकार 
के न्यायारुयों को? जे 
राज्य न्यायालयों को? 8 
अन्तरराज्य आयोग को. हक 
पर प्रतिबन्ध एवं रोक हि 
उच्च न्यायालय से प्रीवी परिषद को कोई 
भी अविकार के रूप में नहीं 
विशेष अवकाश द्वा 
संवधानिक प्रइनों पर के 
“के अधिकारों के परिसीमन की झक्ति 
अभिद्रोह ((768800] 
करनेवाला संसद के लिए अनहित 
अभिलेख 
राज्य के? 
अभिशस्ति 
कुछ अपराधों में अभिशस्ति संसद के लिए 
अनहूँ करती है ५ 


। देखिए मान्यता 


धारा 


80 
20 
44 (7), 45 


5] (हरशा) 


420 


73 
74 
74 
74. 


44 (7) 


44 (7), 48 


00 
49 
20: 


लैसे 


हे 
5 
84. 
ठैठ 


छठे 
34: 
3% 
3% 


20 


अनकमणी 


श्छ 


विषय धारा 


अम्यारोपण 
“पर जाँच, जरी द्वारा हद 80 
अमान्यता रे 
हुसरे विषयों के संबंध में व्यवहार करने वाले 
करारोपक कानून के उपबंध की 
राज्य कानून की, यदि राष्ट्रमंडल कानून के 
साथ असंग्रत हो 09 


खा 
(र 


अर्जन, राष्ट्रमण्डल द्वारा 
धावंजनिक प्रयोजनों के लिए स्थानों के", 
पर ऐकान्तिक विघान-शक्ति कि 52 () 
सम्पत्ति? के सम्बन्ध में विधान-शक्ति 
अन्तरित विभागों के सम्बन्ध में प्रयुक्त 
राज्य-सम्पत्ति का", परन्तु ऐकान्तिक 


रूप से नहीं जड़ 88 (7) 
राज्य रेलवे का", उसके सम्बन्ध में विधानशक्ति 8 (डा) 
राज्य क्षेत्र? कक 22 
सरकार को सीट के छिए राज्यक्षेत्र का *** ]25 

झहंता 
पद या ट्रस्ट के लिए कोई धार्मिक | 

अभिरचि” नहीं हे ]6 
प्रतिनिधि-सदन के निर्वाचकों की)... *** 30 
सीनेट हा ह 8, 30 
संघोय निर्वाचनों में मतदाता राज्य- 

निर्वाचओं की? **० 4] 
प्रतिनिधि-सदन के सदस्यों की? हक 34 
सीनेटरों की? हे 6 
संसद सदस्यों की? के सम्बन्ध में प्रश्न **' 47 

ब्रविलेय 


राष्ट्रमंडल होगा ***. प्रस्तावना 


67 


544] 


48 


तप 


ठ 
22 
49 
80 


48 
(8 
86 


[पा 
6 
2 
20 


का 


68 आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिसियम 


विषय धारा 
अवचार, सिद्ध 
संघोय न्यायालय के न्‍्यायाधिपति का? 72 
अन्तर राज्य आयोग के सदस्य का **« 0$ 
असंगति 
राष्ट्रमण्डल कानून से? राज्य कानूत को 
अमान्य करती हे '“**. व्या 5, 09 
आकादादीप -देखिए प्रकाशगृह 
आदिवासी 
“जन्मजात की जनसंख्या में गणना वहीं *** ]27 
“जाति, किसी राज्य में विशिष्ट कानून बनाने की शक्ति 
से वजित 8: शा) 
आप्रवास 
"के सम्बन्ध में विधान-शक्ति ** 8] (हहऋणा) 
अन्तः प्रवेश भी देखिए न्‍ 
आभार, वर्तमान 
राज्यों के?; अन्तरित विभागों के संबंध में ** 86 (77) 
आबंधन 
,. वार्षिक विनियोजन विधेयक का” निषिद्ध हे''* 84 
'. कारारोपण विधेयक का” निषिद्ध हे 55 
। आयात 
... शुल्क योग्य, दो वर्ष के लिए अन्तर 
राज्य अन्तरण पर हु 92 
शुल्क परिचमी आस्ट्रेलिया में माल आयात के लिए 
पाँच वर्ष तक कर 95 
पर निरीक्षण तभार के 2 
..._ सीमाशुल्क : माल भी देखिए “न 
आारक्षित 
महाराज्यपाल द्वारा विधेयक हो सकते हूँ *** 58 


प्रिवी कॉंसिल में अपील प्रसीमन के 


६॥ 


54 


2 


23 


55 


28 


5.3 


42 


$7 


छ0. 


अनुक्रमणी 


विषय 
विधेयक" होंगे 
“विधेयक पर महारानी की सम्मति 
आरोपण 
करारोपण । देखिए करारोपण 
एकसमान सीमाशुल्क 
राष्ट्रमंडल की स्थापना के पश्चात्‌ दो 
बर्ष के भीतर” 
शुल्क आरोपण से पहले आयात हुए माल का 
अन्तर राज्य अन्तरण परी *** 
आरोपण तक राज्यों को 
... भुगतान 
के लिए निरपेक्ष शक्ति 
आरोपण पर कुछ राज्य-कानूनों 
की समाप्ति **' 
» अन्तरराज्य व्यापार की 
स्वतन्त्रता *** 


गैर 


रैर और 


हि । 


गरं ५ 


गैर ज्र जैर 


धारा 
74 


60 


68 


92 


89 
90 


90 


92 


». के पदचात्‌ निरीक्षण कावून 


निष्पादन के लिए राज्य 


प्रभार *** 
के पश्चात्‌ पाँच वर्ष के भीतर राज्यों को 
भुगतान कर 
» पदिचमी आस्ट्रेलियाई शुल्क ** 
के पदचात्‌ दस वर्ष के भीतर व्यय का 
प्रसीमन 22 
राज्यों को वित्तीय 
सहायता 
से पाँच वर्ष बाद राज्यों को 
भुगतान 


अविष्कार--देखिए पेट्ट 
आस्ट्रेलिया 


', का राषप्ट्रमंडल 


42 


89 


पृष्ठ 
84 
30 


७ 


44 


40 
40 


40 


8%47 


का 


5 
42 


39 


4 





कान, 


प0 आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डऊ का संविधान अधिनियम 


विषय 


धारा पृष्ठ 
राष्ट्रमंडल भी देखिए 
“का उच्च न्यायालय । देखिए उच्च न्यायारूप 
आस्ट्रेलियाई - 
सालों, पर परिचमी आस्ट्रेलियाई शुरकों के 
संबंध सें अस्थायी उपबंध 958. 48 
>मक्षेत्रातीत जल में मछली पकड़ना छठ] (5) श्र 
आस्ट्रेलियाई 
.._ राजधानी सूृक्षेत्र । देखिए सरकार की सीट 
आस्तियों 
का राष्ट्रमंडल में प्रवेश प्रस्तावना 
दूसरी” का दाखिला प्रस्तावना 
उपनिवेज्ञ : भूक्षेत्र भी देखिए 
कस्ट्रेलेशिया --की संघीय परिषद्‌ 
देखिए संघीय परिबद्‌ 
ईइदर 
के वरदान पर विश्वास प्रध्तावता 
उच्च न्यायालय 
का संगठन है । £23 
"के न्यायाघीक्यों की संख्या 7 8 
/ ». » नियुक्ति, कार्यकाछ और वेतन 72. ड8 
“मौलिक क्षेत्राधिकार द पृ $85 
“का प्रयोद करने न्यायाधीशों से अपीछ पड. $8 
“अधिक दिया जा सकता है 76. इ58 
“का अपीलीय क्षेत्राधिकार पड. 8 
का क्षेत्राधिकार निरपेक्ष बनाया जा सकता है 77(8) $6 
का निर्णय, अपील पर, अन्तिम और निश्वयात्मक पड़े... 38 
से प्रिवी कौंसिल में अपील । देखिए अपीड 
संघीय न्यायालूय : संघीय क्षेत्राधिकार भी देखिए । 
“उच्च न्यायालय के न्यायाधिपतियों की संख्या हैह। 38 


अनुक्रमणी 


विषय 


०क्का पारिश्रमिक 


बारां 
72 


०क्का अपीलीय क्षेत्राधिकार 78 
०द्व मौलिक क्षेत्राधिकार 76 


उत्तरी भक्षेत्र 
दक्षिणा आस्ट्रेलिया राज्य के अंतर्गत 


उत्पादन 
“पर अधिदान । देखिए अधिदान . 


उत्पादन (आबकारी ) विभागों का राष्ट्रमंडल 


को अन्तरण 
उत्पादन (आबकारी) शुल्क का एकत्रण और 
नियंत्रण हे 
अन्तर राज्य अंतरण पर" का प्रत्यय ६ 
आरोपण की ऐकान्तिक शक्ति "१" 


आरोपण वाले कानन केवल उत्पादन शल्कों 


के साथ व्यवहार करग 5. 
का निवल राजस्व की प्रयुक्ति अं 


“आरोपण करने वाले राज्य कानूनों को 


समाप्ति ००० 


चुत्प्रवास । 
के सम्बन्ध में विधान-शक्ति 


डद्घोषणा 
संविधान के समारम्भ की 
आरक्षित विधेयकों पर सम्मति की" 
कानून की असहमति की” 
सत्रावसान या विघटन की? 


विभा गोंकी अन्तरण की? ४3; 


उधार (]0%7 ) 
के सम्बन्ध में विधान-शक्ति 
ऋण, भी देखिए 


व्या 6 


609 


86 
98 
90 


56 
87 


90 
उ (हु पा) 


व्या छठे 
80 
59 

डे 

69 


हा 


पृष्ठ 


30 
38 
७8 


ठै2 


89 
44 
4.0 


72 आस्ट्रेलिया राष्ट्रमईंडल का संविधान अधिनियम 


विषय 
उपदान पक 
अंतरित विभागों के अप्रतिर्धारित अधि- 
कारियों को? | 
उपनिवेद 
राष्ट्रमंडल स्वशासित उपनिवेश है कर 
उपनिवेत्ञों 
की रजामंदी, संगठित होने के लिए 
“की जनता का संघ 
“की विधान-शक्ति, संविध/न के समारम्भ के 
लरम्बन तक 
का राष्ट्रमंडल में प्रवेश | देखिए प्रवेश 
का राज्य के रूप में प्रविष्टि या संस्थिति 
के संविधानों का अनुवरतन 
के कानूनों का ,, 
“की संसदों की शक्तियाँ 
के कानूनों के अधीन देशीकृत व्यक्तियों (प्रति- 
निधि-सदन के लिए) की पात्रता 
ऋण, राज्य 
'के संबन्ध में राष्ट्रमंडल राज्यों के साथ करार 
कर सकता हैं 
“अधिकार में ले सकता हैं, परिवर्तत कर 
सकता हे, आदि 
अधिक्ृत राज्य ऋण, उस पर व्याज, राज्य- 
ऋणों की भगतान पर सीमाशुल्कों और 
सीमाकरों की प्रयुक्ति 
“का राज्यों को विकलन 
एकसमान 
राष्ट्रमंडल द्वारा मंजूर अधिदान? अवश्य 


होगा 


धारा 


84. 
ब्या 8 


शक्तावना 
ग्या ठे 


व्या 4 
व्या 8 
406 
408 
07 


35 (ऐ) 


87 
408 


5॥ (67) 


58 


46 
46 
46 


40 


45 


46 


७9 
46 


24 


अनुक्रमणी 


विषय 

न्वीमाशुल्क का आरोपण 

“मताधिकार होने तक मतगणना 

सीनेटर चुनने का” तरीका 

राष्ट्रमंडल द्वारा करारोपण अवश्य ही होगा 
औद्योगिक विवाद 

के संबंध में विधान-शक्ति 
ऑऔपनिवेशिक प्रसीमा अधिनियम 7895 

की प्रयुक्त 
कमान, सेनाओं का प्रमुख 

महाराज्यपाल में निहित है 
करभार 

जनता पर, देखिए प्रस्तावित कानून 


क्रारतामा 
राज्यों की सावंजनिक ऋण के सम्बन्ध में 
राष्ट्रमंडल और राज्यों के बीच 
अधिदान के लिए”, देखिए अधिदान 
अंतरित संपत्ति के लिए प्रतिकर 
संगठन के लिए उपनिवेशों की जनता का 
राष्ट्रमंडल में पश्चिमी आस्ट्रेलिया के 
संगठन के लिए 
“द्रा लोक-सेवा से संसद के लिए अनहंता 
करारोपण 
“विधेयकों के संबंध में सीनेट की शक्ति 
शुल्क या दण्ड” नहीं है 
“सम्बन्धी कानून केवल करारोपण के संबंध 
व्यवहार करेंगे ' 
करारोपक कानून के दूसरे उपबंध प्रभावी 


होंगे घु 
5 


राज्यों या उनके हिस्सों के बीच विभेद नहीं 


घारा 
88 
28 
9 
8] () 
5] (हरफए) 


व्या 8 


68 


08 & 


88 (7) 
आमृख 


ब्या 8 
44 (४), 46 
88 


58 


5 की, 


98 


पृष्ठ 
39 
834 


424 


। 
७ 


कह 


४2 


8 49 


थ्र्ा 
श्र 


प4 आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


विषय धारा 

करेंगे 8] (॥) 
के संबंध में विधान-शक्ति 53 (7) 
राष्ट्रमंडल-सम्पत्ति पर उसकी समति बिना? 

नहीं होगा ]4 
राज्य-संपत्ति पर उसकी संमत्ति विन्ा” नहीं 

होगा ]4 

कागज्नी मुद्रा 

“जारी करने के लिए विधान-शक्ति 54 (जया) 


सिक्का ढकाई : थेच्य (मान्य) निविदा भी देखिए 
कानून 
ओपनिवेशिक संसद, राष्ट्रमण्डल की स्थापन 


से पूर्व का व्या 4 
राष्ट्रमण्डल , न्यायालयों, न्यायाधीशों और 
जनता पर बंधनकारी स व्या 8 
के निष्पादन और पोषण करने के लिए बलों 
का नियन्त्रण डे 5 (९) 
की महारानी द्वारा अस्वीकृति कक 69 
का भूक्षेत्रातीतत प्रवर्तन हर व्या 5 
लेवाधिकार के सम्बन्ध में "के अधीन उठे 
विवाद ५ 76 (7) 


संघीय क्षेत्राधिकार भी देखिए 
व्यापार या वाणिज्य कानून जल के यक्तियक्त 
उपयोग का अधिकार न्यन नहीं कर 
सकते कु 00 
व्यापार, वाणिज्य, या राजस्थ कानत राज्य 
का वरायता नहीं दे सकते कं ०७ 
के विरुद्ध अपराध | देखिए अपराध | 
राज्य कानून से ऊपर होगा व्या 5, 09 
करारोपक । देखिए करारोपण 


संघीय परिषद्‌ का" व्या 7 


4] 
2] 


46 


4 
७0 


(सो 
पा 


40 


48 


3, का 


छा 


अनुक्रमणी 


विषय धारा 
राज्य” । देखिए राज्य,” 
प्रस्तावित कानून भी देखिए 
कारावास 
राज्य" में राष्ट्रमण्डल के विरुद्ध अपराधियों के 
लिए जगह ]2५ 
कार्यपालिका परिवद्‌ । देखिए संघीय कार्यपालिका परिषद्‌ 


कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रमंडल की 


“महारानी में निद्ठित हैं 6] 
“प्रहाराज्यप/छ द्वारा प्रयोज्य  _ 6] 
“राष्ट्रमंडल के संविधान और कानून के 

निष्पादन और पोषण तक विस्तृत हैं 6] 


कार्वपालिका सरक्कार, राष्ट्रमंडल की 
"हरा सीमाशुल्क और उत्पादनशुल्क का 


हकत्रण और नियन्त्रण 


जी 
(धर 
ब्ऋक, 
करी मन 


०ट्वरा अधिदान की भुगतान का नियन्त्रण ६6 
थ्त्रा अन्तरित विभागों .,, » 83 (7) 
"रा अन्तरित विभागों के अधिकारियों के ,, (व 
"की शक्तियों के प्रसंग में विधान-शक्ति 8] (जड्डाषट 
"के अधिकारियों की नियुत्ति और निष्कासब 687 
को भेजे गए विषयों के सम्बन्ध में अधिकार 
और कतंव्य प्‌ 
द्वारा प्राप्त वा उगाहा हुआ राजस्व 8] 
संघीय कार्यपालिका परिषद्‌ भी देखिए 
कृत्ति स्वाम्य 
के सम्बन्ध में विधान-शक्ति 5 (झएशंए) 
कोटा 
प्रतिनिधित्व का 24, 26 
कोब 


के धन नहीं निकाला जाएगा, विनियोजत विना, 
संसद की पहली बैठक तक के लिए अपवाद 83 


3, 


हि 


ठे 
5 


ठै 
श्र 
38 
शा 
32 


76 आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


विषय धारा पृष्ठ 
क्राउन 
राष्ट्रमण्डल क्राउन के अधीन हे प्रस्तावना 
सरकार के स्थान के लिए क्राउन की भूमि 
और अनुदान 8258 . 80 


“के अधीन लाभ का पद । देखिए पद 
“की प्रसन्‍तता तक देय निवृत्तिका । देखिए निवृत्तिका 
महारानी भी देखिए । 
क्वोंसलेंड 
के लिए सीनेट निर्वाचकर्मंडरू 
क्षेत्राधिकार 
नौकाधिकार और समुद्री” उच्च न्‍्यायारूय को दिया 
जा सकता हूं 76 (॥9). 88 
संघीय । देखिए संघीय क्षेत्राधिकार 
संघीय न्यायालयों का? । देखिए संघीय न्यायालय 
उच्च न्यायालरूयों का? । देखिए उच्च न्‍्यायारूय 
राज्य-न्यायारूयों का? बहिगंत हो सकता है पा (8)... 88 
खगोलोय प्रेक्षण 
के सम्बन्ध में विधानशक्ति 8 (एा) 2] 
खतनिकर्म (खान खोदाई) 
.._ के लिए सहायता या अधिदान । देखिए अधिदान 
गणपूर्ति 
प्रतिनिधि-सदन की? 39 प 
सीनेट की? ः 22. 8 
गतिरोध-देखिए असहमति 30... 88 
गृह-हिसा द 
के विरुद्ध राज्यों का परिरक्षण 9 ... 48 
चढ़ाई (आकरसण) ह 
'' के विरुद्ध राज्य की परिरक्षा . 9 . 48 


न्य्‌ 
कक 


अनुक्रमणी 


विषय धारा 
चल अर्थ (चलावणी ) 

' क्व सम्बन्ध में विधान-शक्ति ठव (जया) 
कागजी मुद्रा का प्रचालन 5 (ज्या ) 
सिक्का इलाई : वैध (मान्य) निविदा भी देखिए । 

चिकित्सा लाभ 
विषयक विधान-शर्क्ति 5 (जहा ) 
चिकित्सा सेवा 
के सम्बन्ध में विधानशक्ति 8 (जशगां) 
जनता 
उपनिवेश्ञों की” का संगठित होने के लिए 
करारनामा 
. राष्ट्रमण्डल की" द्वारा प्रतिनिधि-सदन के सदस्यों 
का निर्वाचन 24 

. “का विभाजन, कोटा में 24 

राष्ट्रमण्डल या राज्य की की गणना 25 
में आदिवासी नहीं गिने जाएँगे 2"7 


किसी जाति की” (किसी राज्य में जनजाति 
को छोड़कर कोई दूसरी जाति) के संबंध 


में विधान-शक्ति 8] (हरुए) 
राज्य की", प्रतिनिधि सदन के सदस्यों का 

अनुपात 24 
राज्य की" प्रत्येक राज्य के लिए निर्वाचित सीनेंटर है 


“पर प्रस्थापित प्रभार या भार, सीनेट द्वारा बढ़ाया 


नहीं जा सकता 53 
जनगणना 
के सम्बन्ध में विधान-शक्ति 5! (ह5) 
जन संख्या--देखिए जनता.» 
जल 
5 (5) 


' भक्षेत्रातीत" में मछली पकड़ना रे 


॥52 
[७ 


प्रस्तावना 


छ 
58 
4 
54 


१8 आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


विषय धारा 
नदी, का युक्तियक्त उपयोग का अधिकार संरक्षण 
या सिचाई के लिए न्यून नहीं किया जाएगा 00 

जहाजरानी-देखिए नौ-परिवहन 
जहाज, ब्रिटिश 

पर राष्ट्रमण्डल कानून कहाँ तक प्रवृत्त व्या 5 
जाँच, अभ्यारोपण पर 

जूरी करेंगे 80 

“का स्थान 80 


जाति 
आदिवासी जाति, किसी राज्य में । देखिए 
आदिवासी जाति 


मतदान से अनहित", प्रतिनिधित्व के लिए अन-गणित 28 

किसी” की जनता के संबंध में विशेष का त्‌न 84 (जरएा) 
जुर्माना (दण्ड) 

अनहित डोने पर संसद में उपवेशन के छि०० 46 

“का आरोपण और विनियोजन 53 
ज्रो 


] 


द्वारा जाँच, राष्ट्रमण्डल कानून के पिरुद्ध 


अप राधो में 80 


ठेकेदार, संविदाकार 

सरकारी, ससद के लिए अनहित 44 (०), 48 
डिजाइनें देखिए पेटेंट 
तलाक (विवाह विच्छेद) 


के सम्बन्ध में विधान-शक्ति 5] (झशा) 
तार और हलीफोन “देखिए पोस्ट 84: 
तोल और भाप 

के सम्बन्ध में विधान-शक्ति 5 (5) 
त्यागपत्र (स्तीफा) 

प्रतिनिधि-सदन के सदस्य का? 87 


88 
28 


9 


386 


9 


20.4 


28. 


अनुक्रमणी 79 


विषय धारा पृष्ठ 
सीनेटर का 9 ]2 
प्रतिनिधि-सदन के अध्यक्ष का 858. 24: 
सीनेट अध्यक्ष का प्र 42 
दंत-सेवा 
के सम्बन्ध में विधान-शक्ति 8] (हचया।) 22 
दंड-- देखिए अपराध ह 
दक्षिणी आस्ट्रेलिया 
के अन्तर्गत उत्तरी भू-क्षेत्र है व्या 6 8 
दरें. देखिए रेलवे 
दिवालियापद 
"द्वारा संसद के लिए अनहंता 44 (77) 46. 49 
"के सम्बन्ध में विधानशक्ति 5! (हफग) 22 
दियाले सम्बंबी कानूनों का लाभ उठाने वाले 
संसद सदस्व सीट रिक्त करते है 45 (7). 49 
देश--अन्य, देखिए विदेशी देश 5) 
देशीयकरण 
"के सम्बन्ध में विधान-शक्ति 8] (हाड ) 22 
“ह्वारा ससद के लिए अहंता 6, 84 2 6 
द्रव--देखिए मादक द्रव 
धन 


“का विनियोजन । देखिए विनियोजन 
*उधारण । देखिए धतन-उधारण 

, कागजो? जारी करने के संबंध में विधानशक्ति 87 (हा) ०22 
?के लिए राज्य का सिक्‍क्रे न ढालना 85 48 
सिक्का ढ आई : राजस्व भी देखिए 

घन, उधारण 

राष्ट्रमंडल या राज्यों से?, उसके सम्बन्ध में करारनामें 05 #() 46 
"के सम्बन्ध में विधान-शक्त 5] (४) 23 
ऋण भी देखिए 


80 आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


विषय धारा 


पृष्ठ 
धनविधेयक 
सीनेट में प्रारम्भ होगा 58 भर 
जुर्मानिया शुल्क का उपेबंध करने वाले विधेयक 
नहीं माने जाएँगे 58. श्र 
सीनेट” का संशोधन नहीं करेगा परन्तु संशोधन 
की प्रार्थना करेगा 88 भर 
प्रतिनिधि-सदन विना परिवर्तन या परिवर्तन सहित 
संशोधन की प्रार्थना कर सकता है 58 . भर 
“विनियोजन के प्रयोजन की सिपारिश महाराज्यपाल करेगा 86 28 
विनियोजन विधेयक, करारोपण भी देखिए 
धर्म 
राष्ट्रमंडल स्थापित या निषिद्ध नहीं करेगा 4]6. 48 
घर्मस्व 
बाल, के सम्बन्ध में विधान-णक्ति . 8] (हा). 22 
धामसिक 
अनुपालन राष्ट्रमंडल आरोपित नहीं कर 
सकता 6.. 48 
“अभिरुचि राष्ट्रमंडल अपेक्षित नहीं कर सकता  4]6.. 48 
नए राज्य अध्याय ४7 
संसद स्थापित या दाखिल कर सकती है ]2].. 49 
“के दाखिले की शर्ते 72]. 49 
“का संसद में प्रतिनिधित्व # ]2]. 49 
राज्य से भूक्षेत्र अलग करके” बनाना 24 . 80 
राज्यों को मिलाकर या उनके हिस्सों को 
मिला कर” बनाता 24 . 80 
नए व्यय । देखिए व्यय 
नदी 
जल का युक्तियुक्‍त उपयोग 00.. 48 


अनुक्षमणी 


विषय 
तागरिक 
विदेशी सत्ता के? । संसद के लिए अनहित 
राज्य” । देखिए अधिवासी : प्रजा 
निक्षेप निधि 
राज्य के सार्वजनिक ऋण के सम्बन्ध में 'का 
उपबंध 
निगस - 
राष्ट्रमंडल के भीतर विदेशी, व्यापारिक और 
आर्थिक दृष्टि से संगठित निगर्मों के संबंध 
में विधान-दश्वित 
निगसन, बेंकों के 
के सम्बन्ध में विधान-शक्ति 
निपदारा, औद्योगिक 
के सम्बन्ध में विधान-शक्ति 
नियंत्रण 
आवकारी और सीमाशुलकों का? 
कानूव का निष्पादन करने और पोषण करने 
वाले बल” का 
अन्तरित विभागों के अधिकारियों का? 
अधिदानों की भुगतान का? 
नौसेना और थल-सेना (मिलिटरसी) 
परिवहन के लिए रेलों का? 
अन्तरित विभागों का? 
राष्ट्रमंडल के नियंत्रण के अधीन रखे 
गए भूक्षेत्र का? 
नियुक्ति 
संघ की तिथि की? 
महाराज्यपाल की 
सरकारी प्रशासक की? 
दर 


64 (ह5) 
67 (जाप) 
8] (हह़ऋए) 


66 
67 (४7) 
84 
86 


8] (हुआ) 
52 (7) 


422 


मन 0 ७० 


88 
रे 


£27 
छेप 
3छ 


92 आष्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


विषय 
महाराज्यपाल के प्रतिनियक्तों की? 
राज्य-मंत्रियों की? 
अन्य कार्यपालक अधिकारियों कौ? 
संघीय न्यायारूय के न्यायाधीशों की 
अन्तरराज्य आयोग के सदस्यों की? 
निरपेक्ष (ऐकान्तिक) 
संघीय न्यायालयों का? क्षेत्राधिकार 
राज्यों द्वारा समपित भृक्षेत्र के सम्बन्ध में 
राष्ट्रमंडल की “विधान-शक्ति 
सीमाशुल्क, उत्पादनशुल्क, और अधिदान के 
सम्बन्ध में "विधान शक्ति 


निरपेक्ष बहुमत अपेक्षित 
संयुक्त उपवेशन में प्रइवों के विनिश्चय 
के लिए? 
संविधान के परिवर्तन के लिए? 
निरसन 
संघीय परिषद्‌ का आस्ट्रेलेशिया अधिनियम 
885 का? 
संघीय परिषद्‌ के कानून पर निरसन का 
प्रभाव 
संघीय परिषद्‌ के कानून के निरसन की शक्ति 
समवर्ती शक्ति के भीतर राज्य-कानून का? 
निरीक्षण कानून, राज्य के 
निर्देश, राज्यों द्वारा 
के सम्बन्ध म विधान-शक्ति 
निबंलता-निव॒ृतिका 
के सम्बन्ध में विधान-शक्ति 
निर्माण (व्यापारिक)। देखिए उत्पादन 


घारा 
420 


84 . 


छ7 
72 
+03 


77 () 


90 


ठप 


428 


व्या 7 


व्या 7 
व्या 7 
4086 


4442 


87 (रशडशणशा) 


84 (झा) 


पृष्ठ 


50 


82, (77) 07, 46.72 


40 


49 
8॥ 


40 
7 


अनुक्मणी 


विषय 
'विर्मात 
“पर अधिदान । देखिए अधिदान 
“पर निरीक्षण प्रभार 


नियग्यिता 
संसद सदस्यों की? । देखिए अनहँता 
दूसरे राज्य के निवासियों पर राज्य कोई 
निर्योग्यता नहीं आरोपित कर सकते 
तिरवेचत 
संविधान के? को अन्तग्रेस्त करने वाले मामले 
में क्षेत्राधिकार 
संवेधानिक शक्तियों के? के सम्बन्ध में 
प्रिवी कौंसिल में अपील 
संघीय कानून के निर्वेंचत के सम्बन्ध में क्षेत्रा- 
धिकार 
संघीय क्षेत्राधिकार भी देखिए 


निर्वाचक 
राष्ट्रमंडल के, संसद सदस्य के निर्वाचक 
की अहुंताएँ 
“अवश्य ही अहंता प्राप्त होने चाहिए 
एकसमान वयस्क मताधिकार होने तक 
संविधान का परिवर्तन करने के लिए 
?मतगणना 
"केबल एक बार मत देगा 
राज्यों के निर्वाचकों का अनुमोदन, राज्य 
सीमाओं के परिवतेन के लिए 
“अधिकार, संघीय निर्वाचनों में मत देने का 


निर्वाचन 
किसी सदन के लिए विवादपूर्ण प्रश्न पर 
राज्य-निर्वाचकों के अधिकार, पर मतदान 


धारा 


442 


447 


76 () 
74 


76 (3) 


8, 30 
46, 34 


798 


8, 30 


423 
44 


कप 
$. 


88 


पृष्ठ 


कप 


48 


लक 


36 


8, 48 
42, 46 


62 


8, 46 


49 
पं 


20 
7 


84 आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


विषय 
प्रतिनिधि-सदन के सदस्यों का 
सामयिक" के लिए समादेश (लेख) 
निर्वाचक केवल एक बार मतदान करेगे 
सामान्य” के लिए समादेश 
"के पश्चात्‌ संसद का आद्वान 
“पर सीनेटरों का 
राज्य-कानून” की प्रयुक्ति 
प्रतिनिधि-सदन भी देखिए 
सीनेटरों का | 
सामयिक 
“पर निर्वाचक केवल एक बार मत देंगे 
सीनेटरों के” का तरीका, निर्धारक 
कानून एकसमान होंगे 
“आवतंन 
?के लिए समय 
राज्य कानून की प्रयुक्ति 
“समय और स्थान 
सीनेट और सीनेटर भी देखिए 


निवृत्ति भत्ता 
अच्तरित विभागों के अधिकारियों को: 
सहमति से अन्तरित राज्य अधिकारियों को? 
निवेशन 
राष्ट्मण्डल की विधान-शक्ति का? 
कार्यपालिका शक्ति का? 
नियुक्ति और निष्कासन की शक्ति का? 
बलों के मुख्य कमान का? 
उपनिवेशों की कुछ शक्तियों और कृत्यों का? 
राष्ट्रणण्डल की न्यायिक शक्ति का? 
संघीय क्षेत्राधिकार | देखिए संघीय क्षेत्राधिकार 
अन्तरित विभागों की सम्पत्ति का? 
सरकार के स्थान के भूक्षेत्र का? 


बारा 


ठेठे 


छेे 


58 
80, ह। 


2 छा 


छे 
छे 


0 


84 
8% 


6. 
67 
68 
70 
है 


85 (4) 
[25 


पृष्ठ 


है॥| 
ध 


5 
)0 


कैडाकरी 


फिर. 
हक 


है 


3] 
0 
0 
0 


७९ 
30 


च्तडी 
ह्ख्ब.. (ुड> 


घ्् 
कक 


हे अखओी 
>> एज 


जम 
चसेयरे 


छुर अओर 
्ज्ड फल 


अनुक्रमणी ह& 


विषय धारा पृष्ठ 
निषध 
राप्ट्रमण्डल के अधिकारियों के विरुद्ध समादेश 
निषेध की स्थिति में क्षेत्राधिकार पह (7). 88 
संघीय क्षेत्राधिकार भी देखिए 
निष्कासन 
संघीय न्यायालय के न्‍्यायाधिपतियों का”? 6 38 
अन्तर राज्य आयोग के सदस्यों का? 08 4.4. 
कार्यपालिका सरकार के अधिकारियों का 67 32 
सीनेट अध्यक्ष का? पर ]2 
प्रतिनिधि-सदन के अध्यक्ष का 35 6 
निष्ठा 
संसद सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की 42 78 
"का रूप अनुसूची 


संसद के लिए अनहित करती है, विदेशी शक्ति की” 44 (7),46 . 49 


निष्पादन और पोषण 
राष्ट्रमण्डल कानून के? के लिए बलों के नियंत्रण 


के संबंध में विधान-शक्ति 8] (४7 ) थ्‌ 
संविधान और कानून के”? तक कार्यपालिका है 
शक्ति विस्तृत हें 6. ७३33 
व्यापार और वाणिज्य के उपबंध और कानून का? 808.. $3 
नोकाधिकरण क्षेत्राधिकार 
उच्च स्यायालय को दिया जा सकेगा 76 (8). 88 
संघीय क्षेत्राधिकार भी देखिए 
नो-परिवहुन 
नौ-परिवहन और जहाजरानी के सम्बन्ध में 
विधान-शक्ति 98. $2 
92 43 


“द्वारा अन्तर राज्य व्यापार निःशुल्क होगा 
मनो-सेना और मिलिटरी : देखिए सुरक्षा 
स्याय-निर्णय 


राज्य न्‍्यायारूय के? के निष्पादन के सम्बन्ध में $ 
विधान-शक्ति । देखिए अपील । 6] (स्तए). 2: 


86 आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधात अधिनियम 


विषय धारा. पृष्ठ 
न्याय निर्णय, अन्तर राज्य आयोग द्वारा 
देखिए अन्तर राज्य आयोग 


न्यायाधिपति 
संघीय न्यायालयों के; देखिए संघीय न्यायालय 
उच्च न्यायालयों के? । 
देखिए उच्च न्यायालय: न्यायाधीश 


न्यायाधीश 
संख्या जो संघीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग 
कर सकते हैं 7१9... 86 
राज्य के राष्ट्रमंडल कानून द्वारा बद्ध व्या 8 है. 
दे० संघीय न्यायालय : उच्च न्‍्यायारूय : 
न्‍्यायाधिपति । 


स्यायालूय (अदालत ) 
संसद द्वारा स्थापित” । देखिए संघीय 
न्यायारूय 
संघीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले" । 
देखिए संघीय क्षेत्राधिकार 
संघीय । देखिए संघीय न्यायालय : 
उच्च न्‍्यायारलूय 
राज्य न्यायालय । देखिए राज्य 


न्यायालय अध्याय 0 
में निहित शवित के प्रसंग में विधान-शक्ति 5] (झशांड) 24 
दे० संघीय न्‍्यायारूय : उच्च न्यायालय । 
न्यायिक कार्यवाही 
राष्ट्रमंडल या राज्य के विरुद्ध? 78... ले।- 
राज्य की” की मान्यता पूरे राष्ट्रमंडल में 
होगी ]]8 . $8 


के सम्बन्ध में विधान-शक्ति 8] (जड़ए). 28 


कक "हु तकम- 


अनुक्रमणी 87 


विषय धारा पृष्ठ 
न्यायिक शक्ति क 
राष्ट्रमंडल की “- प्‌ 538 
“की सीमा के भीतर राष्ट्रमंडल या 
राज्य के विरुद्ध कायवाही 78 86 
दे० क्षेत्राधिकार 
न्यजीलेंड 
. *राज्य' की परिभाषा में निर्दिष्ट व्या 6 8 
न्यू साउथ वेल्स 
के भीतर सरकार का स्थान होना 268 50 
पद । 
कार्यपालिका सलाहकार का? 62 37 
राष्ट्रणण्डल के लिए राज्य-मंत्री ह 84, 668 छि 
सीनेट के अध्यक्ष का? ]7 2 
क्राउन के अधीन लाभ का पद, संसद के लिए 
अनहंता 44 (77), 45 8, 9 
प्रतिनिधि-सदन के अध्यक्ष का? 88 6 
“के लिए धामिक अभिरुचि अपेक्षित नहीं हैं [76. 45 
परमादेश 
राष्ट्रमण्डल के अधिकारी के विरुद्धश की स्थिति 
में क्षेत्राधिकार 78 (7)... उ5 
संघीय क्षेत्राधिकार भी देखिए । 
प्रमाधिकार 


परिषद्‌ सहित महारानी के पास अपील के लिए 


. विशेष अवकाश का? 74 34. 

परिवतंन 
संविधान का? 28 ] 
राज्य-संविधानों का? 708 ४4) 
08 3 


समवर्ती शक्ति के अधीन राज्य-कानूनों का” 
राज्य-सीमाओं का? 
संशोधन भी देखिए 


23, 28 49, &7 


38 आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


विषय धारा 
परिवहन 
नौं तथा मिलिटरी? के लिए रेलवे का 
नियन्त्रण 54 ( जुहओं) 
परिवहन 
अन्तर , द्वारा अन्तर राज्य व्यापार निःशुल्क होगा 92 
राज्य रेलवे पर मालों के परिवहन के 
लिए दरें 02, 04 
परिवार भत्ते 
के सम्बन्ध में विधान-शक्ति 57 ( जुआ) 


परिषद्‌ सहित महारानी 
को अपीछ, उच्च न्यायालय से। देखिए अपील 
राज्य-न्यायालय से जिससे परिपद्‌ सहित 
महारानी के पास अपीछ पड़ी हो, 
उच्च त्यायालय के अपील से? 78 
पदिचसी आस्ट्रेलिया 
संघीय राष्ट्रमण्डल में अन्तग्रहण, यदि जनता 
सहमत हो व्या 8 
प्रथम निर्वाचन में प्रतिनिधि-सदन के लिए 
सदस्य-संख्या, यदि परिचमी आस्टेलिया 


मौलिक राज्य हो 20 
को घवित, पाँच वर्ष के लिए उतार ऋम से 
सीमाशुल्क आरोपण की 96 


पारिश्रमिक देखि ए भत्ता : वेतन 
पंरशन (निवृत्तिका) 


दष्ट्रमण्डल से, ऋराउन की प्रसस्तता तक देय" 


संसद के लिए अन॒हित करती है 44 (ए), 48 
'नवलता आर बृढ़ापा" के सम्बन्ध में 

विद्वान-गक्तति 8] ( हज) 

अन्तरित विभागों के अधिकारियों को? 84 


विधवा” के सम्बन्ध में विधान-शक्ति 87 ( झुरा& ) 


पृष्ठ 


| | 
दर 


2 


्ी 
है. श्र 


७ 


हु 


42 


8, 9 


22 
38 


अनुचभणी ३७ 


विपय घारा. पृष्ठ 
ज्ञाविष्कारों और डिजाइनों के” के सम्बन्ध 
में विधानशक्ति 8 (रुप) 58 


पृत्रिक अधिकार 
वंवाहिक कारणों के संबंध में” सम्बन्धी 


विधानशक्ति ह] (उ्प्तो) 5 
पैमसिफिक ह्वीपों के साथ राष्ट्रमंडल के सम्बन्ध 
के विषय में विधानशक्ति 54 (झा). 22 


पोषण 
संविधान और कानून का” । देखिए निष्पादन और पोषण 


अंतरित विभागों का । दे० व्यय 
पोस्ट, तार और टेलीफोन 
तत्सदृश सेवाओं के संबन्ध में विधानशक्ति 3] (7) 23 
“विभागों का अन्तरण 869. 8२ 
प्रकात-गहु, प्रकाशनोका, आकाशदीप और बोया 
के सम्बन्ध में विधान-शक्ति 5 (जरा) का 
“विभागों का अन्तरण 89. 82 
प्रक्रिया, राज्यन्यायालूय की 
"की तामील (वितरण) और निष्पादन के सम्बन्ध में 
विधान-शक्ति 5 (झंआाए). 23 


प्रजा 
संसद सदस्य महारानी की", अवश्यमेव होगी 
एक राज्य की अधिवासी”" के विरुद्ध विभेद निषिद्ध 7 
अधिवासी भी देखिए 
विदेशी सत्ता की? संसद के लिए अनहित 44 ([7), $8 
अतिकर 
राष्ट्रमंडल के कानून के अधीन अजित 
सम्पत्ति के लिए? 


6 ।2 34 46 
4$छ 


48 9 


8 (हजचआा). 23 


सरकार के स्थान के भूक्षेत्र के लिए [25.90 
84 के 


अन्तरित विभागों के अप्रतिधारित अधिकारियों को” 


पन्‍्तरितं विभागों की सम्पत्ति के लिए राज्य की 83 (पी). ७४9 


कोर 


90 आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


विषय धारा पृष्ठ 
प्रतिज्ञान देखिए दपथ 
प्रतिनिधि 
सदन के” । देखिए प्रतिनिधि-सदन 
अन्य देशों के? | देखिए विदेशी देश 
प्रतिनिधित्व 
पर प्रभावकारी, संविधास का परिवर्तन 428 .. 89 
प्रतिनिधि-सदन में? | देखिए प्रतिनिधि-सदन 
सीनेट में? । देखिए सीनेट 
नए राज्यों का? 2।. 40 
भूक्षेत्रों का? [22. 40 
प्रतिनिधि-सदन 
का संगठन 24. ]$8 
“का विघटन ०, 48, 87 १ 4 २0 
“की अवधि 28 4 
“के लिए निर्वाचन । देखिए निर्वाचन 
"के लिए निर्वाचक-मंडल 29 4 
“के निर्वाचक्त । देखिए निर्वाचक 
"के सदस्यों की अनहंताएँ 44. थठें 8 9 
». सीनेटर होने के लिए अपाच्रता 48. ]8 
॥ 9. अकी संख्या 24 ठे 
/ » ४» » प्रथम निर्वाचन प्र 286 4 
/ # » » में बढ़ाव या घटाव ६ 4 
7 » » » अल्पतम संख्या, मौलिक राज्यों 
के लिए 24 8 
” » द्वारा निष्ठा की शपथ या प्रतिज्ञान 42 8 
” » की अहता 34. ]6 
 » का त्याग्पत्र झस स्थान रिक्त करना 
/ » » अनुपस्थिति ,, 38... 7 
हर » अनहँता ,, शी 46. 9 


"में राज्यों का अनुपात में प्रतिनिधित्व “2<*,26,]28 ]8482 


अनुक्रमणी 9] 


विषय धारा पृष्ठ 
कं प्रइन कैसे निर्णीत होंगे 40. ॥7 
"की गणपूर्ति _ 39 |7 
'क्षा अध्यक्ष (50०8 :७7) । देखिए अध्यक्ष 
“मर खितताएँ 38. 76 
“में मतदान 40 हि 
प्रतिनिधि-सदन के निर्वाचनों के लिए राज्यों का 
विभाजन 29 4 
"के लिए निर्वाचन 3] |; 
“के निर्वाचकों की अहँताएँ 30 5 
प्रतिनियुकत, महाराज्यपाल के ]26. 809 
प्रतिरक्षा 
संसद, उसके सदस्यों और समितियों की 49... 20 
80 0 


"के सम्बन्ध में नियम और आदेश 
ु नागरिकों की” । देखिए प्रजा, महारानी की 
प्रभार 
निरीक्षण कानूनों के निष्पादन के लिए? । देखिए निरीक्षण 
कानून, जनता पर । देखिए प्रस्तावित प्रभार 
प्रभताधिकार, देखिए अजेत 
प्रवेश, राष्ट्रमंडल में 


दूसरे आस्ट्रेलेशियन उपनिवेशों और आस्तियों का” प्रस्तावना 
राज्यों के रूप में उपनिवेशों और राज्य-क्षेत्रों का व्या 6 8 
नए राज्यों का” शा 4] 
“पर राज्यों, राज्य-संविधानों का अनुवर्तव रहना 06. $0:' 
“पर राज्य-संसदों की शर्वितियाँ [0 #6 
प्रशासक, सरकारी 
"की नियुक्ति 4 - 0 
“महाराज्यपाल” पद के अन्तर्गत कै 0 
किसी दूसरे पद के लिए वेतन च पाना र 0 
प्रशासव 
8-4 3] 


मंत्रियों द्वारा राज्यमंडल के विभागों का 


उसके सम्बन्ध में अन्तर राज्य आयोग की शर्वित ]0॥ कर) 


92 आस्ट्रेलिया राष्ट्रसण्डल का संविधान अधिनियम 


विषय धारा 
प्रस्तावित कानून 

वापिक सेवाओं के लिए घन विनियोजन के लिए? 84 
पर सम्मति । देखिए सम्मति 

"के सम्बन्ध में सदनों के वीच असहमति हप 
संविधान परिवर्तंत के लिए? 28 
“पर महाराज्यपाल संशोधन की सिपारिश कर सकता है. 58 
“का आरक्षण, प्रिवी कौंसिल में अपील का प्रसीमन ह 
धन विधेयक के? । देखिए घनविधेयक 
धन विधेयकों के सम्बन्ध में सीनेट की शक्ति 58 


सीनेट भी देखिए 
का आरक्षण । देखिए आरक्षित 
प्रस्तावित प्रभार या व्ययभार 
सीनेट बढा नहीं सकता 


(ऱ 
| | 


प्राधिकार 
उपनिवेज्ञों को कुछ शक्तियों के अन्तरण का? 70 
“द्वारा राज्यों को वरीयता या विभेद 0५2 
प्राष्ति 
राजस्व 8] 
के सम्बन्ध में राज्य-कानून की अस्थायी प्रयुक्ति 97 
प्रमिसरी नोट 
के सम्बन्ध में विधानदक्ति 8] (#ए) 
भारम्भ, विनियोजन या क्रारोपक विधेयकों का? 58 
प्रायना 
महाराज्यपाल द्वारा” विधेयक के संशोधन के लिए 58 
सीनेट द्वारा” धन विधेयक के संशोधन के लिए 88 
कुछ विधान-्क्तियों के प्रयोग के लिए राज्य 
संसद की? 8] (हष्शणा।) 
प्रासंगिक विधान-शक्ति 8] (डुशांड) 
प्रिवो कौंसिल 


में उच्च न्यायालय से अपील | देखिए अपील 


24 
24 


अनुक्रमणी 


श चारा 
भ्चच्चों 
के अभिरक्षण आए सच्क्षण के संबंध में 
विधान-शवित मा । 


बल देखिए सुरक्षा 


वही खाता अवधि 
जब तक्र एकसमान शुल्क नहीं होते” ३9 


उसके पद्चात्‌ पाँच वर्ष के लिए? है 
राजस्व व्यय भी देखिए 
बाल धर्मस्व 
के सम्बन्ध में विधान-शविति 84 (हा ॥) 


बाहरी मामलों 
के सम्बन्ध में विधानशक्ति 5 (उचंड) 
बाहरी व्यापार 
. देखिए व्यापार और वाणिज्य 


बीमा 
राज्य के अधीन राज्य-बीमा छोड़कर” के संबंध सें 
विधानशक्ति 54 (ज्यए) 
राज्यसीमा के बाहर राज्यबीमा के सम्बन्ध में 
विधान-शक्ति ०४० 0) 
बीमारी लाभ 
के संबंध में विधान-शक्ति 8] (झा) 
बृढ़ापा पेंशन 
के सम्बन्ध से विधानशक्ति 357 (जज) 
बुलाता 
संसद कि 
बरोजञगारी लाभ 
के संबंध में विधानशक्ति 84 (हड्या4) 
बक-पद्धति 


(राज्य के भीतर राज्य बैंक-पद्धति को छोड़कर) 
के सम्बन्ध में विधानशक्ति 8] (जया) 


८ 
्य 


२) रु 
3 5 


थ। 


है 


| आओ, 


94 आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियण 


विषय 

बेंक-पद्धति 

राज्य (राज्यातीत) 

के सम्बन्ध में विवानशक्ति 
' बकों के निगमन 

के सम्बन्ध में विधानशक्ति 54 (जय) 
वोया देखिए प्रकाशगृह 
ब्रांडी उपवाक्य 


घारा 


57 (हा) 


ब्रिटिश नौयानों पर राष्ट्रमंडल के प्रवृत्त कानून व्या 8 
भत्ता 
सेवा-निवृत्ति", देखिए सेवा-निवृत्ति भत्ता 
संसद के सदस्यों को? 48 
भत्ते 
मातृत्वकालीन एवं परिवार", उनके सम्बन्ध 
में विधानशक्ति 64 (जज) 
भाग, राज्यों के . 
'को राष्ट्रमण्डल वरीयता नहीं देगा 99 
का समपंण । देखिए भुक्षेत्र 
- के बीच करारोपक कानून विभेद नहीं करेंगे 8॥ () 
को मिलाकर नए राज्य में परिवततन 24 
भाग, राष्ट्रभण्डल के 
न्यायारूयों, न्यायाधीशों और जनता पर 
संविधान और कानून का बंधनकारी होना व्या 6 
राज्य” हूँ व्या 6 
के लिए प्रतिनियुक्त महाराज्यपाल की नियुक्ति 44206 
भुगतान 


अतिरिक्त राजस्व की राज्यों को मासिक” 87, 89, 98, 94 


20 


22 


4 


2] 
50 


90 


8, 40, 4], 42 


अधिदानों की? का नियंत्रण । देखिए अधिदान 
राष्ट्रमण्डल के व्यय कौ? 82 


87 


अनुकमणी 


98 


विषय | धारा पृष्ठ 
“सती गई राज्य-ऋणों पर व्याज ७7. 05, 705& () 
ह 89, 48, 4> 
भुक्षेत्र 
“का राज्य के रूप में प्रवेश या संस्थापन व्या 6 5 
"की सरकार के सम्बन्ध में विधानशक्ति 722 . 49 
“का संसद में प्रतिनिधित्व ]22 . 49 
भक्षेत्र के विकास 
के लिए रेलवे भाड़ा ]04. 49 
भक्षेत्रातीत 
“आस्ट्रेलिभाई जल में मछली पकड़ना ठे। (हज). 9 
राष्ट्रमंडल कानून का प्रवर्तेन व्या 8 8 
भक्षेत्रीय सीमाएँ । देखिए सीमा भूक्षेत्रातीत 
भूमि 
' देखिए ऋउठन की भूमि : सम्पत्ति 
भेषजलाभ 
के सम्बन्ध में विधानशरक्ति 8] (हा). 23 
मंडल, निर्वाचक 
प्रतिनिधि-सदन के लिए” 29 ]4 
सीनेट हा ह। ह 
मछली पकड़ना 
भुक्षेत्रातीत जल में”, उसके संबंब में विवानशक्ति 8 (5). £7 
मतदान 
प्रतिनिधि-सदन में” 40. 77 
सीनेट में हे 28 
निर्वाचन में? । देखिए निर्वाचन : नि्रचचिक 
संविधान के संशोधन पर” ]28 . 32 
सताधिकार, संघीय 
सीनेट 8, 830 8, 78 
6 


प्रतिनिधि-सदन ह ७0 


96 आस्ट्रेलिया राष्ट्रभण्डल का संविधान अधिनियम 


विषय 


धारा 
“विषयक राज्य के वयस्क निर्बाचकों का अधिकार 


4] 
देखिए निर्वाचक राप्ट्रमण्डल के 
सन्‍्त्री, राज्य--राष्ट्रमण्डल के लिए 
लाभ के पद की अनहंता नहीं लागू होती है 44 
“की संख्या और पद 65 
“का वेतन 86 
“का राज्य-विभाग प्रशासित करना 84 
संघीय कार्यपालिका परिषद्‌ का सदस्य होना 64 
प्रसन्‍तता तक पद ग्रहण करना 84 
संसद में उपवेशन 84 
महाराज्यपाल 
पद के? अन्तर्गत सरकार का प्रशासक हे 4 
को संघीय कार्यपालिका परिषद्‌ सलाह देगी 62 


“द्वारा संविधान का परिवतंन निर्वाचकों को सौंपा जाना 2 8 
की नियुक्ति 


2 

“की प्रथम” व्या 8 
वन के विनियोजन पर" द्वारा सिपारिश 56 
आरक्षित बिल पर महारानी की अनुमति 

महाराज्यपाल द्वारा दी जाएगी ... 60 
में सेवाओं का मुख्य कमान निहित होगा , 68 
के प्रतिनियक्त, उनकी नियुक्ति 26 
भहारानी द्वारा कानून का निरनुमोदन “द्वारा 

प्रतिज्ञापित होगा 59 
द्वारा कार्यपालिका पलाहकार चुनें और आहत होंगे 62 
५. पडल की कार्यपालिका शक्ति द्वारा प्रयोज्य 6] 
“राज्य-मन्त्री नियुक्त कर सकता हे 64 
संसद के सत्र का समय नियत कर सकता है 6 
असहमति की हालत में दोनों सदनों का 

संयुक्त उपवेशन संयोजित कर सकता है । ठप 


प्रतिनिधि-सदन का समय” निर्धारित कर सकता हे). 8, 28 


स्ट्ि 
या ०+ 75] 


डर 


साल वैरऊा 


| की 


| 
कटे 


ईडगेड 
प्ड्न्रे 


अनुक्रमणी 


विषय 

एक ही साथ सीनेट और प्रतिनिधि-सदन 
विघटित कर सकता हे 

विधेयक पर सम्मति दे सकता हैं या 
संमति रोक सकता है 

संसद का सत्रावसान कर सकता हूं 

उपस्थित किए गए विधेयक में संशोधन की 
सिपारिश कर सकता हे 

महारानी की प्रसन्‍्तता के लिए विधेयक 
आरक्षित कर सकता है 

किसी दूसरे उपबन्ध के अभाव में मन्‍्त्री और 
उसका पद निश्चित कर सकता हे 

प्रिवी कौंसिल में अपील प्रसीमित करते हुए 
विधेयक आरक्षित कर सकता है 

“की शक्तियाँ और कृत्य 

“की अनुमति के लिए विधेयकों की प्रस्तुति 


संबंधी उपबंधों की प्रयुक्ति 
“महारानी का प्रतिनिधि 
“का वेतन 
राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के समय सीनेट 
में रिक्‍्तता की "द्वारा अधिसूचना 
के लिए सीनेटरों का नाम प्रमाणित होगा 
“की कुछ शक्तियों और क्ृत्यों का अन्तरण 
द्वारा विभागों का अन्तरण उद्घोषित होगा 


हहाराज्यपाल, परिषद्‌ सहित 

अधिकारियों की नियुक्ति और निष्कासन” में 
निहित होगा 

संघीय न्यायारूय के न्यायाधीशों की” 

अन्तर राज्य आयोग के सदस्यों की 

“पद की परिभाषा 

राज्य के विभाग स्थापित कर सकता हैं 


97 

धारा पृष्ठ 
ठप 29 
58 30 

5 7 

88 30 

58 80 
68 4 
74 38% 

2, 6], 26 6,8,80 
97, 88, 28 
29, 80, 52 

4: 6 

2, 64, 68 6,8,82 
रे 0 

ही । 42 

9, +6 8, 4] 
70 82 
69 32 
67 32 
72 छठे 
403 4व 
63 87 
64 5 ॥ 


98 आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


विषय 
प्रतिनिधिसदन के निर्वाचक के लिए लेख 
जारी कर सकता है 
को कुछ शक्तियों और कृत्यों का अंतरण 
महारानी 
द्वारा नियुक्त सरकार का प्रशासक 
द्वारा कानून की अस्वीक्ृति 
राष्ट्रमंडल की कार्यपालिका शक्ति? में 
निहित हैं 
की कार्यपालिका शक्ति महाराज्यपाल द्वारा 
प्रयोज्य 
द्वारा नियुक्त महाराज्यपाल 
संसद सहित” 
महाराज्यपाल को प्रतिनियक्त नियक्त करने 
के लिए अधिकृत कर सकती हे 
की शक्ति और कृत्य महाराज्यपाल को सौंपे 
जा सकते हैं 
द्वारा राष्ट्रमंडल की उदधोषणा 
“के निर्देशन 
“की सम्मति के लिए आरक्षित विधेयक 
"की प्रजा। देखिए प्रजा 
द्वारा राष्ट्रमंडल के अधीन रखा गया भक्षेत्र 
क्राउन भी देखिए 
महारानी द्वारा कानून की अस्वीकृति 
मातृत्वकालीन भत्ते 
के सम्बन्ध में विधान-शक्ति 
मादक द्रव 
के सम्बन्ध में राज्य कानन की प्रयक्ति 
मानदेय--- देखिए शुल्क 
सान्यता 


राज्यकानून, अभिलेख आदि की 
के सम्बन्ध में विधान-शक्ति 


धारा पृष्ठ 

32, 38 8, 6 

70... 88 

५ ॥ 

59. 980 

0॥ 8] 

8[. 8] 

2 ४ 

0 

4260. 80 

2 0 

व्या है 4 

व्या 3 े 

60. ४0 

422 . 49 

589. 80 

6] (जआा9).. 22 
448 47 

4]8 46 

8 (छऋए) . 28 


अनुकमणी 


विषय धारा 
पाप देखिए बाटठ और माप 
मामले 
जिनमें उच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्रा- 
धिकार हैं 78 
जिनमें उच्च न्यायालम को मौलिक क्षेत्रा- 
धिकार है पद 
जिनमें संसद उच्च न्यायालय को मौछिक क्षेत्राधिकार 
दे सकती है १6 
» संसद राष्ट्रमंडल या राज्य के विरुद्ध प्रक्रिया 
के लिए अधिकार दे सकती है प8 
» संसद संघीय और राज्य न्यायालयों का क्षेत्रा- 
धिकार निश्चित कर सकती है प7 
जिन विषयों के सम्बन्ध में विधान-शक्ति, 
शक्तियों के निष्पादन के प्रसंग में हो 5(स्स्यंड) 
जिनके संबंध में संविधान उपबंध करता हैं; 
जब तक संसद कोई दूसरा उपबंध नहीं 
करती है 8] (जज) 
राज्य संसदों द्वारा निदिष्टः 57 (झुप्तां) 
अन्तरित विभागों के संबंध में? 52 (7) 
राष्ट्रमंडल की कार्यपालिका सरकार को सौंपे 
गए विषयों के संबंध में शक्तियों और 
कृत्यों का अन्तरण 70 
2 
आस्ट्रेलियाई० का पच्छिमी आस्ट्रेलिया में पास 
होना 96 
"के उत्पादन या निर्यात पर अधिदान । देखिए अधिदान 
एकसमान शुल्क आरोपण के पहले निर्यात 
हुए माल का पच्छिमी आस्ट्रेलिया में 
96 


अन्तर राज्य अन्तरण 


( 


99 


5 


36 


36 


था 


42 


00 आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


विषय 
?का अन्तर राज्य अन्तरण, चुकाए हुए शुल्क 
का आकलन 
रेलवे पर? ढोवाई के लिए दरें 
निर्यात : आयात भी देखिए 


मिलिटरी--देखिए सुरक्षा 
मेलबोने 
में संसद का अस्थायी रूप से बैठना 
सोलिक राज्यों 
?की परिभाषा 
“का बराबर प्रतिनिधित्व, सीनेट में 
?का अल्पतम- प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधि सदन में 
"के लिए सीनेटरों की संख्या 
“का उपबंध, यदि पच्छिमी आस्ट्रेलिया मौलिक 
राज्य हैं 
यदि संसद दूसरा उपबंध नहीं करती हे तो 
संविधान द्वारा उपबंध करने की विधान 
शक्ति 
परिषद्‌ सहित महारानी के पास अपील के 
लिए शर्तें और प्रतिबंध 
लेखापरीक्षा 
सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क की प्रयूवित 
विवादग्रस्त निर्वाचन 
निर्वाचकीय विभाजन, प्रतिनिधि सदन 
सीनेट 
व्वींसलड 
राज्यों को वित्तीय सहायता 
सिविल अधिकारियों की नियुवित और 
निष्कासन 


सदस्य-संख्या, कोटा का विनिश्चयन 
मंत्री-संख्या 


वारा 


93 
04 


26 
व्या 6 


24: 


26,985 


8] (हहड़पा) 


73 
छा 
67 
4 
29 
7 

पर 
96 


67 
24: 
हि 


पृष्ठ 


40 
40 


_4,49 


20 


88 
4 
39 
20 
4 


42 
32 


]8 
शा 


अनुक्रमणी 


विषय 
सीनेटर संख्या 
सदस्यों को भुगतान 
अनहित होते पर उपवेशन के लिए दण्ड 
निर्वाचक की अहेता 
प्रतिनिधि-सदन के सदस्य की अहेता 
प्रतिनिधि-सदन की गणपूर्ति 
सीनेट के 
महाराज्यपाल का वेतन 
मंत्री हि हे 
राज्य निर्वाचकीय कानून, प्रतिनिधि सदन 
का निर्वाचन 
सीनेट हि 


राजधानी, संघीय”, देखिए सरकार की सीट 


शजस्व 


उगाहा या प्राप्त), संचित राजस्व निधि बनाएगा 
“का पहला उपयोग व्यय की भुगतान के लिए 
सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क, निबल 
राजस्व का पंचमांश से अनधिक राष्ट्र- 
मण्डल द्वारा व्यय के लिए लगाया जाना 
अवशेष राज्यों को चुकाया जाना या ऋणों 
पर व्याज की भुगतान के लिए लगाया 
जाना 
“का आकलन, राज्यों को 
मालों के अन्तर राज्य अंतरण पर 
राज्यों को भुगतान, बही-खाते की अवधि में 
१ ». के पदचात्‌ 
प्राप्ति प्र राज्य कानन की अस्थायी प्रयुक्ति 
"विनियोजक विधेयक । देखिए विनियोजन बिल 
कानून राज्य या किसी हिस्से को वरीयता न देगा 
समीक्षा, "प्राप्ति और व्यय की । देखिए लेखापरीक्षा 


घारा 


46 
40 
30 
34: 
30 
22 


600 


8 
0 


8 
82 


67 


89,938 
93 
89,93 
94 
97 


99 


0॥ 


20 
49 
46 
6 
(पर 
3 


32 


48 
40 


सा 
37 


39 


39 
40,4% 
$ 
40,4 
$2 
्ईछे 


4 


02 आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


विषय धारा 
राज्य 
राज्य सीमा के बाहर बेकिंग के सम्बन्ध में 
विधान-शक्ति 5] (जय) 
“बीमा 5 (ांह) 
“अधिकार । देखिए राष्ट्रमंडल : राज्य 
राज्य 
"से सम्पत्ति अर्जन । देखिए सम्पत्ति 
से रेलवे अर्जन 54 (जुर्यांत) 
राज्यों के बहुमत के अनुमोदन से संविधान 
परिवर्तन 28 
राज्य सीमा का परिवतंन 828,28 
'राष्ट्रमंडल के अंग हैं व्या 6 
“द्वारा अधिदान 90,9] 
राष्ट्रमंडल कानून” न्यायालयों, न्यायाधीशों 
और जनता पर बंधनकारी व्या 8 
रेलवे के निर्माण और विस्तार के लिए राज्य 
की सम्मति 54 (जप्टाए) 
राज्य के प्रइनों पर अपील की संवैधानिक शक्ति 74 


संविधान में किसी बात के होते राज्य की 
सार्वजनिक ऋणें उभय पक्षों पर बंधन- 


कारी 408 & (8) 
राज्य संविधान का परिवर्तत... 406 
का अनुवर्तन 06 
न्यायालय से उच्च न्यायालय में अपील. 73 (0) 
पर राष्ट्रमंडल कानून बंधतकारी व्या 8 
संघीय क्षेत्राधिकार से पृथक 77 (0) 
संघीय क्षेत्राधिकारयुक्‍्त हो सकते हैं 77 (70) 
संघीय क्षेत्राधिकार प्रयोगकर्ता न्यायाधीशों 
की संख्या 79 


कार्यवाहियों की मान्यता द 54 (जुुए) 


48 


52 
49,8] 


40 


28 
34 


अनुक्रमणी 
विषय धारा 
के निर्णय और प्रक्रिया की तामीकू और 
निष्पादन 6 (हऋाए) 
वर्तमान आभार राष्ट्रमंडल द्वारा स्वीकृत, 
अन्तरित विभागों के सम्बन्ध में 88 (9) 
“ऋण | देखिए ऋण, राज्य 
"की सुरक्षा । देखिए सुरक्षा 
“की परिभाषा व्या 6 
विभिन्न विषय, वस्तु उच्च न्यायालय क्षेत्रा- 
धिकार के अधीन दावेदारी के 76 (९) 
संघीय क्षेत्राधिकार भी देखिए 
व्वरा या उसके विरुद्ध विभेद । देखिए विभेद 
“की असफलता सीनेटर चुनने में ]] 
96 


को वित्तीय सहायता, राष्ट्रमंडल द्वारा 

' बही-खाते की अवधि में वित्तीय व्यवस्थाएँ 
एकत्रित राजस्व के आकलन विषयक 89 (!),98 
व्यय का विकलन 89 (7),98 
अवशेष की भुगतान 89 (77),98 

के राज्यपाल । देखिए राज्यपाल 
राज्य के निरीक्षण कानून निष्पादन के लिए 


प्रभार 2 
कानून के ऊपर राष्ट्रमंडल कानून होना व्या 5,09 

“का अनुवर्तन 08 

विभिन्न राज्य, एक ही विषय वस्तु पर 

उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन 7607) 

“को विश्वास और प्रत्यय दिया जाएगा 48 

पर सीमा शुल्क या उत्पादन शुल्क या अधि- 

दान का आरोपण 90 

राष्ट्रमंडल कानून के साथ असगत होते पर 

अवध व्या 8,409 
निरीक्षण । देखिए निरीक्षण कानून मी 


>के अधीन मादक द्रव 


(083 


43 


88 


38 


0 
42 


40,%] 
40,4] 
40,4] 


८४ ॥ 
8,447 
46 


36 
46 


40 
8,47 


कर 


04 आस्ट्रेलिया राष्ट्रसण्डल का संविधान अधिनियम 


विषय 


पारा प्छठ 
द्वारा जनजाति के लोग मतदान से अनहित 77. $ 
परिवर्तत और निरसन की शक्ति का अनुवर्तन 08 . ॥॥ 


की मान्यता, सम्पूर्ण राष्ट्रमंडल में 


5 (>7०),8 23,468 
लेखापरीक्षा आदि सम्बन्धी राज्य कानन की 


प्रयक्ति 07. 48 
“निर्वाचन . 40,8] 0॥5 
“के अधीन अन्तरित अधिकारियों का अधिकार 84 9५ 
के अधीन अन्तरित विभागों के विषय में 

अपित सम्पत्ति का मूल्यांकन 858 ). $४ 
“की विधान शक्ति । देखिए विधान शक्ति 

राज्यों के बीच विवाद या विभिन्न 

राज्य निवासियों के बीच था राज्य 

पनाम अन्य राज्य के निवासी के बीच 

विवाद के संबंध में उच्च न्यायालय का 

क्षेत्राधिकार 78 (7)  $# 

संघीय क्षेत्राधिकार भी देखिए 
नए । देखिए नए राज्य 
संसद को परिवत॑न और निरसन की समवर्ती 

शक्ति ]08 . 46 
“की सम्मति, राज्य सीमा परिवतंन के लिए 2838. 49 
'से नए राज्य का निर्माण 424 . 80 
संसद की शक्तियों का अनुवतंन +07.. 40 
भ्से प्रतिसंहत शक्तियाँ 407.. 46 

निरपेक्ष शक्ति भी देखिए 


द्वारा राष्ट्रमंडल संसद को विषय निर्देशन 54 (ऋएऋणो!) 24 
की, संघीय विधान के लिए प्रार्थना में सहमति 8] (अरशशाा). 24 
आकस्मिक रिक्‍्तता भरने के लिए संयुक्त 
उपवेशन में सीनेटर का चयन 


द्वारा भक्षेत्र का समर्पण 
देखिए विधान शक्ति (राज्यों की) 
भाग। देखिए भाग, राज्यों के 


5 | 
]]],]22 47,409 


अनुक्रमणी 


विषय धारा 
“को भूगतान । देखिए राजस्व । 
'पेंगन आदि । अन्तरित विभागों के अधि- 
कारियों को 84. 
“की जनता | देखिए जनता 
"की वरीयता । देखिए वरीयता 


“ट्वारा कारागार आवास की व्यवस्था ]20 

"के विरुद्ध कार्यवाही के लिए राष्ट्रमंडल संसद 

अधिकार दे सकती हू 78 
सम्पत्ति । राष्ट्रमंडल द्वारा करारोपण नहीं ]4 

“की सुरक्षा, चढ़ाई या हिंसा के विरुद्ध ]9 


रेलवे । देखिए रेलवे 

राज्य कानून, सार्वजनिक कृत्य आदि की पूरे 

राष्ट्रमंडल में मान्यता 5] (ह>डए),8 
“का प्रतिनिधित्व । देखिए प्रतिनिधित्व 

“अधिवासी । देखिए अधिवासी 

“का अधिकार, नदीजल के युक्तियुक्त 


उपयोग के लिए 00 

नए राज्य; राज्य या राज्य हिस्सों के मेल से ]24 
उपनिवेश भी देखिए 
राज्यक्षेत्र 

०क्के विकास के लिए आवश्यक रेलवे दर ]04 
“का अलगाव, नए राज्य बनाने के लिए 24 
?का समपंण, राज्य संसद द्वारा 7]], 22 
समपित” को स्वीकृति ]]], 22 
“पर निरपेक्ष क्षेत्राधिकार है है। 
संघीय” के भीतर सरकार का स्थान होना ]26 


राज्यपाल, राज्य के (या उपनिवेश के) 
निर्वाचित सीनेटरों का नाम प्रमाणित करेंगे .' 
सीनेट निर्वाचनों के लिए लेख जारी करेंगे 
यदि राज्य-संसद सत्र में हो तो सामयिक 


विद 
मिलन... वन 
2 ९३ 


408 


पृष्ठ 


38 


49 


36 


48 
48 


23,468 


48 


06 आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


विषय धारा 

रिक्तताओं को भरने के लिए? सीनेटर 

नियुक्त कर सकते हैं [5 
“को सीनेट में रिक्तता की अधिसूचना | 
सम्बन्धी उपबंध, उसकी प्रयक्ति 0 
को कुछ शक्तियों और क्षत्यों का अन्तरण ह 70 

राष्ट्रमण्डल 

द्वारा राज्यक्षेत्रों की स्वीकृति  47, 29 
द्वारा राज्यक्षेत्र या सम्पत्ति का अर्जन । 

देखिए अर्जन 
“में राज्यों का प्रवेश । देखिए प्रवेश 
“में संगठित होने के लिए करारनामा प्रस्तावना 


राज्यों के सावंजनिक ऋण के संबंध में राज्यों के 
साथ द्वारा करारनामा 08.4 
4998 का औपनिवेशिक प्रसीमा अधिनियम के 
प्रयोजन के लिए राष्ट्रमंडल स्वशासित उपनिवेश है व्या8 
“की संचित राजस्व निधि । देखिए संचित 
राजस्व निधि 
“का संविधान । देखिए संविधान 
संवधानिक शक्तियाँ । प्रश्नों पर उच्च न्यायालय 
से अपील ) देखिए अपीले 
द्वारा लिए गए अन्तरित विभागों के सम्बन्ध में 


राज्यों के वर्तमान प्रभार 88 (९) 
की सुरक्षा । देखिए सुरक्षा व्या 6 
“की परिभाषा 
“के विभाग । देखिए विभाग 
“की स्थापना व्या 8 
स्थापना भी देखिए 


“की कार्यपालिका सरकार। देखिए 
कार्यपालिका सरकार 

“की कार्यपालिका शक्तियाँ। देखिए 
कार्यपालिका शक्तियाँ 


पृष्ठ 
!] 
9 
47 
89 


47,49 


46 


39 


अनुक्रमणी 


विषय 
"का व्यय । देखिए व्यय 
"की संघीय प्रवृत्ति 
०क्षी सरकार । देखिए कार्यपालिका सरकार : 
सरकार 
"का महाराज्यपाल । देखिए महाराज्यपाल : 
परिषद्‌ सहित महाराज्यपाल 


"की अविलेयता 
“क्री न्यायिक शक्तियाँ । देखिए न्यायिक शक्तियाँ 
"के कानून । देखिए कानून 
०की विधान शक्ति । देखिए राष्ट्रमंडल 
की विधानशक्ति 
"के लिए राज्यमंत्री । देखिए राज्यमंत्री 
>का नाम 


“तदियों के युक्तियुक्त उपयोग को न्यून नहीं करेगा 


"राज्य या उसके हिस्से को वरीयता नहीं देगा 

धर्म के सम्बन्ध में विधान 

राज्य सम्पत्ति पर कर 

"के अधिकारी । देखिए अधिकारी 

“की संसद । देखिए संसद 

"के अंग । देखिए भाग, राष्ट्रमंडल के 

“के मुकदमा करनेवाले पक्ष, क्षेत्राधिकार 

संघीय क्षेत्राधिकार भी देखिए 

“के विरुद्ध कार्यवाहियों के अधिकार ब्रदत्त होंगे 

०की सम्पत्ति पर, की संमति विना राज्यों द्वारा 
कराधान नहीं 

“टद्वरा राज्यों का परिरक्षण 

“का राजस्व । देखिए राजस्व 

“प्रकार का स्थान । देखिए सरकार का स्थान 

"के राज्य "के अंग हैं 

०की सांख्यिकी । देखिए सांख्यिकी 


घारा 


प्रस्तावना व्या 8 


प्रस्तावना 


प्रस्तावना 


व्या डे 
]00 
99 
]6 
।4: 


प8 (४) 
78 


4 
9 


व्या 6 


07 
पृष्ठ 


2 


48 
4ठे 
48 
48 


36 


306 


$06 
408 


08 आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


विषय वारा पृष्ठ 
रिक्‍्तता 
किसी सदन में”, अनहंता द्वारा 456. ]0 
“के सम्बन्ध में प्रइन 47. 90 
प्रतिनिधि-सदन में? 33. 6 
अनुपस्थिति द्वारा 88. 
त्यागपन्न द्वारा 7 पा 
सीनेट में” 
अनुपस्थिति द्वारा 20. 9 
त्याग पत्र ,, 9 2 
आवतेन ५ 48, 44 0,] 
सामयिक 6 १9 
की अधिसूचना | ४/.. 72 
सीनेट के अध्यक्ष पद की? [7._2 
प्रतिनिधि-सदन के अध्यक्ष पद की? 398. १6. 
रेलवे 
का निर्माण और प्रसार, राष्ट्रमंडल द्वारा 6(ऊऋुव्शाए) 28 
“का नियंत्रण नौ-सेना और मिलिटरी 
प्रयोजन के लिए 
के संबंध में विधान-शक्ति 64 (उ्ख्ता) . 28 


राज्य के अज॑न के सम्बन्ध में विधानशक्ति 6] (रुस्यां) 28 
के सम्बन्ध में विधानशक्ति, व्यापार 


और वाणिज्य तक विस्तृत 98. 43 
पर वरीयता और विशेद ]02.. 44 
के संबंध में वित्तीय दायित्व 02. 44 
के विकास के लिए दरों के सम्बन्ध 
: में उपबन्ध द 04 . 44 
लाइसेंस शुल्क 
का आरोपण और विनियोजन 59. 44 


लाभ 
बेरोजगार, भेषज, बीमारी, चिकित्सालय और 


अनुक्रमणी 
विषय घारा 
विद्यार्थी लाभ के सम्बन्ध में 
विधानशक्ति 5] (ज्यों &) 


लप्ति ( ०7890) देखिए संशोधन 


साधारण निर्वाचन के लिए प्रतिनिधि-सदन 


के लिए? 32 
०“पत्िकासी का समय 32 
प्रतिनिधि-सदत के लिए सामयिक निर्वाचन के” 338 


सीनेटरों का निर्वाचन ]2 


संघीय अधिकारियों के विरुद्ध निषेध, 
परमादेश या व्यादेश के संबंध में क्षेत्राधकार 75 (5) 


संघीय क्षेत्राधिकार भी देखिए 
. लेखापरीक्षण 
सार्वजनिक खातों के लेखापरीक्षण के सम्बन्ध में 
विधानशक्ति 
लेखापरीक्षण के सम्बन्ध में राज्य कानूनों की 
उपबंधिक प्रयुक्ति 
लोक कार्यवाही 
राज्यों की? की पूरे राष्ट्रमंडल में मान्यता ]8 
“की मान्यता के संबंध में विधान-शक्ति. 87 (स्खर ) 


97 


8 (हडए)) 


वयस्क 


राज्य-निर्वाचकों के” अधिकार ६0 
राज्यों में मताधिकार, एकसमान मताधिकार के 
लम्बन तक मतगणना 28 
वरीयता | 
राष्ट्रपंडल राज्य या किसी हिस्से को” नहीं देगा 99 
अनुचित और अयुक्तियुक्त' आदि, राज्य रेलवे पर ]32 
विभेद : अन्तर राज्य आयोग भी देखिए 
वर्तमान आभार 
858 (7४) 


अन्तरित विभागों का 


409 


22 


6 
46 
46 
40 


38 


4ठे 


23 


48 
23 


8 


58 


4छे 


40 


39 


70 आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियस 


विषय । धारा 
वर्तमान और प्रोद्भूत 
अधिकार । देखिए अधिकार 


बसुलो 
सीमा शुल्क और आबकारी शुल्क की” 86 
पच्छिमी आस्ट्रेलिया द्वारा आरोपित 96 
राजस्व की वसूली का खर्च 82 
वाणिज्य 
देखिए व्यापार और वाणिज्य 
वाणिज्यदूत 
को प्रभावकारी विषयों में क्षेत्राधिकार प6 (7) 


संघीय क्षेत्राधिकार भी देखिए 
वांधिक विनियोजन विधेयक 


देखिए विनियोजन विधेयक 
विघटन 
प्रतिनिधि-सदन का? 5, 28 
» के परचात्‌ लेखों का प्रवर्तन 32 
असहमति की स्थिति में सीनेट और प्रतिनिधि-सदत का? 59 
'के पश्चात्‌ सीनेट लेखों का प्रवर्तन ]2 
के पश्चात्‌ सीनेटरों का आवर्तन 8 


वित्त और व्यापार 
देखिए ऋण: व्यय: राजस्व: व्यापार और वाणिज्य 


वित्तीय 


“करारनामें, राज्य-ऋण के सम्बन्ध में राज्य और 


राष्ट्रमंडल के बीच +06 4 
राज्य ऋण भी देखिए 
राज्य को वित्तीय सहायता 96 
“निगमों के सम्बन्ध में विधान-शक्ति 8] (ज>फऋ) 
विदेशी निगमों ._ 


के सम्बन्ध में विधान-शक्ति 54 (ज्ट) 


पृष्ठ 


७9 
42 
ठप 


88 


7 4 
6 
29 
0 
0 


42 
22 


422 


अनुक्रमणी ]]] 


विषय घारा पृष्ठ 
विदेशी राज्य 
"को निष्ठा-ज्ञापन संसद के लिए अनहित करता हूँ 44 (१) 8 
"के प्रतिनिधियों को अनुभावित करने वाले विषयों में 
क्षेत्राधिकार पह (8). 38 


संघीय क्षेत्राधिकार भी देखिए 
"के साथ व्यापार और वाणिज्य । देखिए व्यापार 
और वाणिज्य 
अन्यदेशीय भी देखिए । 
विद्यार्थी, लाभ के संबन्ध में विधान-शक्ति 85] (ज्था4 ) 22 
विधान-शक्ति, राज्यों की 
की व्यावत्ति, यदि वे निष्कासित या प्रतिसंहत नहीं हैं... 707.. 46 
कुछ विषयों में राज्य कानून का परिवर्तन और निरसन यदि 
राष्टरमंडल की संसद दूसरा उपबंध नहीं करती हूं ]08. 46 


अधिदान 9] 40 
निरीक्षण प्रभार ]]2 47 
मादक द्रव ]]3 47 


राष्ट्रमंडल की संसद को विषयों का निर्देशन 8 (स्पप्प्शां) 24 
राष्टमंडल विधानमंडल की सहमति या प्रार्थना 6 (झजऋण्या ) 26 


सीनेटरों के निर्वाचन का समय और स्थान 9 8 
५... , डे) » » पेरीका 9 8 
राज्य भक्षेत्र का समपंण, ]]] 47 


यदि संसद दूसरी व्यवस्था नहीं करती ह 
विधान-शक्ति, राष्ट्रमंडल की 


संसद में निहित होगी 6 
अन्यदेशीय 8] (हाफ) 22 
संविधान परिवर्तंत को निर्वाचकों के सम्मुख रखन 

पर मतदान 28 52 
विवाचन, औद्योगिक 5 (डडऋण ) 24 
खगोलीय या अंतरिक्ष शास्त्रीय प्रेक्षण ह5] ( हा । 


आय और व्यय की लेखापरीक्षा 


]2 आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


विषय 


पारा पु 
बैंकिंग (राज्य के भीतर राज्य बैंकिंग छोड़कर) 8 (दा) 9 
बैंकों का निगमन ० (जा) 9४ 
दिवालियापन और शोध॑नक्षमता 54 (ज्णा) 9 
आकाश-दीप 504 (जो) ७ 
विनिमय बिछ और प्रामिसरी नोट 94 (हणं) 9 
धन-उधारण 54 (ए) 92 
उत्पादन या निर्यात पर अधिदान ० ता) 9 
“ब्राडो उपवाक्य”, दस वर्ष की अवधि के पश्चात्‌ 87. 989 
बोया 54 (शा) शा 
जनगणना और सांख्यिकी 57 (हज) 99 
सिक्का ढहलाई 54 (जया) 29 
वाणिज्य, व्यापार और 54 [) शा 
राष्ट्रमंडल के विरुद्ध कायवाहियाँ 78... 86 
समझौता, औद्योगिक 54 (जरएए) . ०4 
कृति स्वाम्य 57 (जया) 28 
निगम, विदेशी और व्यापारिक और वित्तीय 
जो राष्ट्रमंडल में बने हों 8॥ (हज४) . . 99 


अपराधियों का अन्त: प्रवेश 867 (जशशा) 8३8 


चल-अर्थ, सिक्का ढलाई और वैध निविदा 952 (जा) 928 
चल अर्थ---कागजी गुदा जारी करना 857 (जया). ११ 
सीमाशुल्क का आरोपण 


83 (7), 90 9॥ 40 
408 46 

8 (शछं) . श 

94 (जरुर). 98 


ऋण, राज्यों की 
पुरक्षा, नौ-सेना और मिलिटरी 


विभागों के अधिकारों के भासंगिक विषय 
डिजाइनों के पेटेंट 


5] (रुज्ा) 98 
पाक और वेवाहिक कारण 54 (ज्थघा) . 929 
निर्वाचन । दे० प्रतिनिधि-सदन - सीनेटर 
उत्प्रवास 


57 (जज) 28 


_पादन (आबकारी) शुल्क का आरोपण 57 (7), 90 2,40 


निरपेक्ष? देखिए निरपेक्ष 


अनुक्रमणी 8 


विषय घारा पृष्ठ 
राष्ट्रमंडल कानून के निष्पादन और पोषण के लिए 
बलों का नियंत्रण 8] (एं). शा 
व्यय, धन का 97 48 
बाहरी मामले 8] (हफाए ) 23 
संघीय परिषद्‌, आस्ट्रेलेशिया की; को दी 
गई शक्तियों का प्रयोग ह8] (सरऋण्). 285 
“के कानून का निरसन पर ः 
संघीय न्‍्यायालरूयों का संस्थापन १ही। 38 
का क्षेत्राधिकार ः 36 
”के न्‍्यायाधिपतियों का पारिश्रमिक 72 38 
संघीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले 
न्यायाधीशों की संख्या 79 36 
>का निवेशन, संघीय न्‍्यायारूय को छोड़कर, 
अन्य न्यायालयों में ९ । 38 
का राज्य न्यायालयों में निवेशन प्7 (0) 36 
मछली पकड़ना, भूक्षेत्र की सीमा के बाहर 8] (ह5/) श 
राज्यों के सावंजनिक ऋणों के संबंध में 
किए गए करारनामें की मान्यता 08 (2). #8 
राज्यों के सावंजनिक ऋणों के संबंध में 
करारनामें का पालन 08 48 
उच्च न्यायालय के, न्‍्यायाधिपतियों की 
संख्या हे 38 
>का पारिश्रमिक 82 38 
>का अपीलीय क्षेत्राधिकार 78 38 
>का मौलिक क्षेत्राधिकार 76 36 
संसद सदन के सदस्यों के भत्ते 487... 20 
“की शक्ति के संबंध में प्रासंगिक विषय 87 (हडऋशा'ट) 25 
“अनहित होने पर उपवेशन के लिए दंड 46 9 


“की शक्तियाँ, विशेषाधिकार, और 


* है] (हझऋणा) भी देखिए 


4 आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


विषय धारा पृष्ठ 
प्रतिरक्षाएँ 4.0 90 
अहँता, रिक्‍्तता या निर्वाचन के विषय रु 
में प्रश्न 47* 90 
अतिनिधि सदन, निर्वाचन के लिए राज्यों का 
विभाजन 297 [4 
के निर्वाचकों की अहंताएँ 30. [8 
“के सदस्यों के निर्वाचन के विषय में 
कानून है. पु 
“की संख्या में घटाव या बढाव 27. 4 
“की संख्या, प्रत्येक मंडल के लिए 29%  ]4 
“की अहँताएँ 304 . 6 
“की गणपूर्ति 36%. या 
आप्रवास (प0ता879007) और उत्प्रवास 6] (जर जा) 28 
राजशाही, संसद के अधिकार 54(जहशजाा) १६ 
शिशुओं की अभिरक्षा और संरक्षण 84 (हुए) 2२० 
शोधाक्षमता 84 (हणशा) 29 
निरीक्षण कानून (राज्य के) रह करना ]2 47 
बीमा (राज्य की राज्यबीमा छोड़कर ) 6] (ताए). 922 
अन्तर राज्य आयोग की शक्तियाँ 0] (0). 28 
के सदस्यों का वेतन 803 (). 44 
आविष्कारों के पेटेन्ट 8] (जज) 929 
न्यायालय की शक्तियों के प्रासंगिक विषय 5 जार). १5 
कानून (राष्ट्रमंडल के) के निष्पादन और 
पोषण के लिए बलों का नियंत्रण 8 (शछ) श 
वध निविदा 8] (ं).. 98 


भ्काश-गृह, प्रकाश-नौकाएँ, आकाशदीप 


“देखिए 6 (त्व््शं) (शब्दों के पहले छपा शून्य शीर्षक की कमी या 
ऊपरी पंक्ति के संगत अंश की कमी सूचित करता है। संख्याओं के 
बाद का पुष्प पादटिप्फ्णी के लिए निर्देश है) 


अनुक्रमणी 


विषय 
और बोया 
विवाह 
वेवाहिक कारण 
विषय जिनके संबंध में संविधान उपबंध 
करता है, यदि दूसरा उपबंध न हो 
शक्तियों के निष्पादन के प्रासंगिक 
विषय 
विषय जो राज्य-संसदों द्वारा निर्दिष्ट हों 
“जो अन्तरित विभागों के संबंध में हों 
माप 
अंतरिक्ष शास्त्रीय प्रेक्षण 
मंत्रियों की संख्या 
के पद 
“का बेतन 
देशीयकरण और अन्यदेशीय 
नोौपरिवहन और जहाजरानी 
अपराधों की जाँच के स्थान 
अपराधियों का निरोध, राज्य कारावासों में 
अधिकारियों की नियुक्ति और निष्कासन 
)की शक्तियों के प्रासंगिक विषय 
पैसिफिक द्वीपों के साथ संबंध 
कागजी मुद्रा जारी करना 
पेटेंट, आधिष्कारों और डिजाइनों के 
पेंशन, दुर्बलता और बुढ़ापा 
स्थान, सावजनिक प्रयोजन के लिए अजित 
पोस्ट, तार, टेलीफोन और तत्सद्श सेवाएं 
प्रिवी कौंसिल में अपील के लिए शर्तें और 
प्रतिबंध 
>अपील योग्य विपयों की सीमा 


धारा 
6 (शा) 
5] (हफऋ!) 
8] (छा) 


. ह (हजहएइएा) 


5] (हजहआाफए) 
6] (हहऋरणा) 
52 (77) 

86॥ (हुए) 

8] (घाा) 
887 

6567 

687 

8॥ (डाड़) 
5] (),98 
860 

420 

_. 67* 
6। (हडजहयाफ) 
6] (हुए) 
64 (जय) 
8 (रफ्मा) 
5] (खा) 
52 (7) 

5] (४) 


८५ 20 
प्र+ 


446 


पृष्ठ 
2व 
22 
22 


24: 


28 
24 
2 
22 
ही 
34 
छ 
32 
22 
24,4ठ 
86 
49 
32 


2 0 ० 0 ७ [७ 
हल कण. 9७ [७ [| ५७७ नये 


। 
बिन... को 





6 आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 
विषय धारा 
प्रामिसरी नोट 54 (हां) 
सम्पत्ति अर्जन (स्प्यं) 
अन्तरित विभागों की? के लिए प्रतिकर (7) 
सगरोध (क्वारंटीन) (5) 
जाति, किसी; के छोगों के लिए विशिष्ट 
कानून 5 (झणं) 
रेलवे का निर्माण और प्रसार 54 (ज्व्यंप) 
राज्य” का अर्जन 64 (जता) 
का नियंत्रण, नौसेना और मिलिटरी प्रयोजन 
के लिए 54 (ख्प्था) 
पर वरीयता और विभेद ]02 
के संबंध में व्यापार और वाणिज्य 98 
राजस्व, निबल; सीमाशुल्क और उत्पादन 
शुल्क से, की प्रयुक्ति, दस वर्ष बाद 87% 
राजस्व की प्राप्ति 97% 
वेतन, महाराज्यपाल का 87 
संघीय न्यायालय के न्‍्यायाधिपतियों का? 72 
जच्तर राज्य आयोग के सदस्यों का? 408 (7) 
सन्त्रियों का? 86% 
स्थान, सरकार का, विनिश्चयन 25 
के संबंध में कानन 52 (3) 
सीनेट, निर्वाचक की 
की गणपति 22 
सीनेटरों के निर्वाचन के संबंध में कानून 407 
के निर्वाचन का तरीका 9 
की संख्या में बढ़ाव या घटाव 3 
मौलिक राज्यों के लिए है 62 
की जअहंता 6, 84 
निर्वाचकों की 8 


_दिलिए 8 एछल्‍्त् 7प्न- 


अनुक्तमणी 


सीनेटरों का आवतंन, नियमितता बनाए रखने 


के लिए उपबंध, जब संख्या में परिवर्तन हो 4 
जहाज रानी 98 
राज्य बैंकिंग, राज्यसीमा के बाहर ह] (ज्या) 
राज्य न्यायालय से उच्च न्यायारूय में अपील 

की शर्त प8 
”का निरपेक्ष क्षेत्राधिकार पा (॥) 
में संघीय क्षेत्राधिकार का निवेशन पर (॥0) 
की प्रक्रिया की सूचता और निष्पादन 5+7 (जाए) 
राज्यबीमा, राज्यसीमा के बाहर 8] (जाए) ) 
राज्य कानून, अभिलेख आदि की मान्यता 8] (जुऋुए) 
राज्यों को वित्तीय सहायता 967 
“की सीमा का परिवतंन, राज्यसंसद की 
सम्मति से और निर्वाचकों के अनु- : 
मोदन से 23 
राज्य राष्ट्रमंडल की सम्मति से नौसेना या 

मिलिटरी बल का पोषण कर सकते हैं ]4 
राज्य संसद द्वारा निदेशित विषय 5] (ज्य्प्र्शां ) 
नए राज्य का प्रवेश और संस्थापन 2] 

“का संसद में प्रतिनिधित्व 2] 

“को अतिरिक्त राजस्व की भुगतान 98,947 

“के विरुद्ध कार्यवाही प्र8 
“ट्वरा राष्ट्रमण्डल संपत्ति पर करारोपण 

के लिए संमति ]4 

सांख्यिकी 5] (५४) 

तार और टेलीफोन सेवाएँ ह] 

भूक्षेत्र की सरकार ]22 

“का संसद में प्रतिनिधित्व 22 


व्यापार और वाणिज्य, बाह्य और 
अन्तर राज्य 

ट्रेडमार्क 

“देखिए 5] (हऋइएा) 


ह्छ़र््फ्ा 


शा ) 


] (), 98 2], 48 
] (5 


447 


रु 
4 
22 


33 
33 
36 
23 
23 
23 
42 


48 
27 
व 
49 
49 


22 


__.ःःर +  ज ऊसऊज्ज जज जज न ७ह७फधफ:तशनमनणज: 


]8 आस्ट्रेलिया राष्ट्रभप्डल का संविधान अधिनियम 


विषय धारा पृष्ठ 
अन्तरित विभाग 82 () 
बाठ और माप 5] (हजए) श] 


विधेयक-देखिए धनविधेयक : प्रस्तावित कानून 
विधेयक (बिल), विनिमय” 
विनिमय विधयकों के सम्बन्ध में विधान-शक्ति 6] (झफा) 9० 


विनियोजन 


धन और राजस्व का” ह 8], 88 87, 39 
“का प्रयोजन, महाराज्यपाल द्वारा सिपारिश 
किए जाने के लिए 56. 28 
विभाग 
राष्टरमंडल के), संस्थापना और प्रशासन 84 8] 
विभागों की शक्तियों के निष्पादन के संबंध में 
विधान-शक्ति 5] (जहडाफ) श्र 
अन्तरित” । देखिए अन्तरित विभाग 
विभेद 
राष्ट्रमंडल करारोपण के सम्बन्ध में? निषिद्ध 6] (॥) 2] 
राज्य रेलवे पर अनुचित” ]02. 44 
दूसरे राज्य के निवासियों के विरुद्ध राज्य 
विभेद नहीं कर सकते हैं [7 48 
अन्तर राज्य आयोग भी देखिए 
विवाचन 
औद्योगिक,” उसके सम्बन्ध में विधान-शक्ति 8] (हूहऋए) 24 
विवाइयग्रस्त निर्वाचनों 
के प्रश्नों की जाँच 47... 90 
विवाह ह 
के सम्बन्ध में विधान-शक्ति : 8] (जहां) - 28 
विशेषाधिकार 


विदेशी नागरिकता के? द्वारा संसद के लिए 
अनहँता... _ 44 (), 46 8, 9 


अनुक्रमणी 


विषय 


संसद 
“के सम्बन्ध में नियम और आदेश 
विश्वास ओर प्रत्यय 


राज्य कानून का,” इत्यादि । देखिए मान्यता 


विषय वस्तु 
विभिन्न राज्य कानून के अधीन दावा किए 
हुए” के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय का 
क्षेत्राधिकार 
संघीय क्षेत्राधिकार भी देखिए 


बेतन 
सरकार के प्रशासक का 
महाराज्यपाल का 
संघीय न्यायालय के न्‍्यायाधिपति का 
अन्तर राज्य आयोग के सदस्य का” 
राज्य मंत्री का 
अन्तरण के समय अन्तरित अधिकारी का 
वेधानिक (मान्य) निविदा 
०क्के सम्बन्ध में विधान-शक्ति 
“के सम्बन्ध में राज्यशक्ति का प्रसीमन 
धन भी देखिए 
वेवाहिक कारण 
०क्के सम्बन्ध में विधान-शर्वित 
व्यय का विकलन : देखिए व्यय 
व्यय, राष्ट्रसंडल का 
“बहीखाते की अवधि में राज्यों के नाम 
आकलन 
प्रथम निर्वाचन के लिए", आदि 
विभागों के पोषण और अनुवर्तेन पर 
“दूसरा” या “नया” 


49 


धारा पृष्ठ 
49 20 

80 20 

76 (70) 36 
4. 6 

ठे 6 

72 33 

03 44 

06 32 

84 37 

8] (ज्यों) 22 
46 40 

8] (जा ) 22 
89, 93 40, # 

8 87 

89 (7) 40 
89 (४) 40 


20 आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


विषय धारा पष्ठ 
के सम्बन्ध में राज्य कानूनों की उपबंधिक - 
प्रयुक्ति 97. 48 
की भुगतान के लिए सबसे पहिले राजस्व का 
उपयोग 892 87 
सीमाशुल्क और उत्पादन शल्क से राजस्व 
.._ किस सीमा तक वे "की भुगतान के लिए 
प्रयोज्य हैं 87. 89 
व्याज, लाभ 
ऋण पर” । देखिए ऋण 
आथिक लाभ राष्ट्रमण्डल के साथ किसी 
करारतामें में संसद के लिए अनहित 
करता हें 44 (ए7), 46 8, 0 
व्यादेश (निषेवाज्ञा) राष्ट्रमण्डल अधिकारियों 
के विरुद्ध किसी मामले में? 
क्षेत्राधिकार 75 (०). 88 
संघीय क्षेत्राधिकार भी देखिए 
व्यापार ओर वाणिज्य | 
बाह्य और अन्तर राज्य? के सम्बन्ध में 
विधान-शक्ति 6] () श 
नौपरिवहन और जहाजरानी तक विस्तृत 98. 48 
राज्य रेलवे तक विस्तत 98. 48 
अन्तर राज्य” की स्वतंत्रता 92 4] 
पश्चिमी आस्ट्रेलिया के सम्बन्ध में 
अस्थायी उपबंध 985. 42 
कानून, संसद द्वारा निर्मित; 
जन्तर राज्य आयोग द्वारा? प्रशासन और 40]. 48 
रेलवे पर? की अनचित वरीयता आदि बन्द कर 
सकता ह 402 44 
नदी जल का यक्तियक्त उपयोग न्य्न्‌ 
नहीं होगा 00. 48 


अनुक्रमणी ]2] 


विषय धारा पृष्ठ 
राज्य या उसके हिस्से को वरीयता 
नहीं देगा 99 43 
व्यापार चिह्न (ट्रेडमार्क ) 
के सम्बन्ध में विधान-शक्ति 5] (हा!) 22 
व्यापारिक निगम 
के सम्बन्ध में विधान-शक्ति 8] (हे) 22 
व्यावत्ति 
देखिए अनुवरतन 
शक्ति 


“और कृत्य, महाराज्यपाल की । देखिए महाराज्यपाल 
०की संवैधानिक सीमा । देखिए संवैधानिक शक्तियाँ 
संसद की" । देखिए विधान शक्ति, राष्ट्रमंडल की 
राज्य संसदों की? । दे० विधान-शक्ति, राज्यों की 


विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा, संसद की 49 20 
"के संबंध में नियम 80 20 
कार्यपालिका शक्ति : न्यायिक शक्ति भी देखिए 
शपथ 
“था निष्ठा का प्रतिज्ञान, संसद सदस्यों द्वारा 42 8 
?का स्वरूप अनुसू ची 
कार्यपालिका सलाहकारों की 62 87 
शिशु 
की अभिरक्षा और संरक्षण के संबंध में 
विधान-शक्ति 5] (झूशशा) 22 
शुल्क 
देखिए सीमाशुल्क : उत्पादन शुल्क 
शुल्क 
सेवाओं के लिए शुल्क लेने के कारण संसद 
के लिए अनहेंता 45 (7) 9 


“या लाइसेंस का आरोपण और विनियोजन 83 


992 आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


विषय 


धारा 
शोधाक्षमता 
देखिए दिवालियापन 
शोधाक्षमता 5 (रशां) 
संख्या 
न्यायाधीशों की”, संघीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग 
करने वाले 79 


प्रतिनिधि-सदन के सदस्यों की? । देखिए प्रतिनिधि-सदन 
जन” | देखिए जनता 
सीनेटरों की? | देखिए सीनेटर 


संगरोध 
के सम्बन्ध में विधान-शक्ति 64 (प५) 
“विभाग का अन्तरण 69 
संघ 
अविलेय” हे प्रस्तावना 
राज्य के हिस्से के” से नए राज्य बनाना 24 
संघोय उच्चतम न्यायालय है । 
उच्च न्यायालय भी देखिए 
संघीय कार्यपालिका परिषद्‌ 
“का संगठन और कृत्य 62 
के सदस्य का महाराज्यपाल द्वारा आहत होना 62 
'ग्रहीतशपथ होना * 62 
“प्रसन्नता तक पद ग्रहण करना 62 
का मंत्री होना 64 
राज्यमंत्री भी देखिए । 
संघीय क्षेत्राधिकार 
का प्रयोग करने वाले न्यायालय, उनसे 
उच्च न्यायालय में अपील 73 (7) 
संघीय न्यायालय से भिन्न न्यायालय का 
' क्षेत्राधिकार" में निहित होना 72 


“का प्रयोग करने वाले न्यायाधीशों की संख्या 79 


45 


36 


4 
32 


90 
९३ 


ठै] 
5 ॥ 
ठै[ 
५३ 
8] 


5 


88 
40 


अनुक्रमणी 238 


विषय धारा पृष्ठ 
राज्य न्यायारुय में? निहित हो सकता हैं पर (0)... 86 
? से पृथक हो सकता हैं पा (7). 36 

अपील : संघीय न्यायालय भी देखिए । । 

संघीय न्यायालूय 

संसद "स्थापित कर सकती है 77. 38 
"के स्यायाधीश, उनकी नियुक्ति, कार्यकाल और वेतत 72. छै3 
संसद" का क्षेत्राधिकार पारिभाषित कर सकती है. 77 (१) 36 
“ऐकान्तिक बना सकती हैं पर (7) 36 
"से उच्च न्यायालय को अपील 73 (0). ४3 


उच्च न्यायालय भी देखिए । 


संघीय परिषद्‌, आस्ट्रेलेशिया की 


अधिनियम 888 का निरसन व्या7 # 
के कानून के निरसन पर प्रभाव व्या 7 4. 
“के कानून के निरसन की शक्ति व्या7.. £ 
“की विधानशक्तति, राज्यों की प्रार्थना 

पर संसद द्वारा प्रयोज्य 8] (हां ) 25 


संघीय राजधानी 
देखिए सरकार का स्थान 
संघीय राष्ट्रमंडल । 
में संगठित होने के लिए करारनामा प्रस्तावना 
“का संघ व्या3. 2 
राष्ट्रमंडल भी देखिए । 
संघीय संसद 
देखिए राष्ट्रमंडल की संसद 
संचित राजस्व निधि 
उगहे या प्राप्त सभी राजस्व या धन" बनाएंगे 8] 87 


?का विनियोजन 8!, 88. ४7 
“धर प्रभार और की प्रयुक्ति 82. 37 


]24 आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


विषय धारा 
से देय महाराज्यपाल का वेतन 53 
से देय मन्त्रियों का वेतन 86 
राजस्व भी देखिए 
संधि 
के अन्तर्गत उठने वाले विषयों में क्षेत्राधिकार 75 (3) 
बाहरी मामले : संघीय क्षेत्राधिकार भी देखिए 
संवाद (संदेश) 
महाराज्यपाल का", अधिनियम की अस्वीक्ृति 
ज्ञापित करते हुए 89 
आरक्षित विधेयक पर संमति ज्ञापित करते हुए 60 
विधेयक के संशोधन की सिफारिश करते हुए 58 
विनियोजन के प्रयोजन के लिए सिफारिश 86 


सीनेट को" धन विधेयक के संशोधन की प्रार्थना सहित 88 
संमति, राजशाही 


दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक (बिल) 


पेश करने के लिए 58 
संयक्‍त बेठक में -.. 87 
संविधान संशोधन पर" 28 
महारानी की ओर से महाराज्यपाल की” 58 
कानून की अस्वीकृति पर महाराज्यपाल द्वारा घोषणा 59 
आरक्षित बिल पर महारानी की? 60 


संयुक्त उपवेशन (बेठक) 
असहमति की हालत में राष्ट्रमण्डल की संसद के 
दोनों सदनों के सदस्यों का? छा 
सामयिक रिकतता के लिए सीनेटर 
चुनने के लिए राज्यसंसद का? 8 
संयुक्त नियम और आदेद् 
संसद-सदन बना सकते हैं 50 (7) 
संयुक्त राज ((76व सिर/.609) 


के क्राउन के अधीन संघ प्रस्तावना 


द्जर 


32 


७8 


७0 
30 
30 
20 
श्प 


30 
429 
5] 
30 
30 
30 


29 


[| 


20 


अनुक्रमणी ]25 


विषय _ धारा पृष्ठ 
“रा प्रयोज्य अधिकार के संबंध में 
विधानशक्ति ह] (स्ख्ष्ण्गो ) 25 
पंरक्षण 
: जल का", नदियों के युक्तियुक्त उपयोग का अधिकार 
न्यून नहीं होगा द ]00.... 48 
पंविधान 
अधिनियम का बंधनकारी प्रभाव व्या 8 8 


राष्टमण्डल के? में किसी बात के होते हुए राज्यों 
के सार्वजनिक ऋणों के सम्बन्ध में करारतास 


उभयपक्षों पर बंधनकारी 05 (8) 40 
राष्ट्रमण्डल के” का परिवतेन ]28 5] 
?का समारम्भ व्या 4: 3 
"के अधीन राष्ट्रमण्डल प्रस्तावना 
“के भाग | व्या 9 8 
"के अधीन निर्मित कानूनों का बंधन- 

कारी प्रभाव व्या 8 $ 
०क्वा निष्पादन और पोषण 8]. 87 
“के निर्बंचन सम्बन्धी या उसके अधीन 

विवादास्पद विषयों में क्षेत्राधिकार 76 (), 77. 86 


संघीय क्षेत्राधिकार भी देखिए 
राज्य" । देखिए राज्य 
संवेधानिक शक्तियों 
राज्य तथा राष्ट्रमण्डल की?, "के सीमा 
के सम्बन्ध में उच्च त्यायालूय से अपील पृ4 394 
संशोधन 
सीनेट द्वारा विधेयकों का देखिए सीनंट 


संविधान परिवर्तत के लिए विधेयक का ]28. 52 
संयुक्त बेठको (उपवेशनों) में विधेयका को 57. 29 
महाराज्यपाल हारा संशोधन की सिफारिश 58 380 


घन-विधेयकों के संशोधन के लिए सीनेट 


26 आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


विषय धारा 
द्वारा प्रार्थना 58 
परिवर्तन भी देखिए 
वाधिक वितियोजन विधेयक”--- देखिए विनि- 
योजन विधेयक 
संसद, राष्ट्रमण्डल की 
“का संघटन 
राष्ट्रमंडल की विधानशक्ति” में निहित है 
“का नाम 
“का सत्रावसान 
सत्र और समय महाराज्यपाल द्वारा 
निश्चित होगा 
“वाषिक सत्र 
“का आह्वान 
“अस्थायी रूप से मेलबोन में बैठेगी ]25 
सरकार की सीट पर बेठेगी जब निदिचत 
हो जाए 26 
संसद सदन : प्रतिनिधि-सदन : 
विधान-शक्ति : सीनेट भी देखिए 
संसद समितियों 
की शवितियाँ, विशेषाधिकार, और प्रतिरक्षाएँ 49 
संस्थापन 
राज्य के रूप में उपनिवेशों या भूक्षेत्रों का? व्या 6 
राष्ट्रमण्डल का? व्या 6 
दाप्ट्रमण्डल के संस्थापन पर सीमाशुल्क और 
उत्पादनशुल्क का एकत्रण और नियंत्रण. 86 


लक कि किल४. अनल्‍नम 


तब (9 छर 


अधिदान की भुगतान का नियंत्रण 86 
सीमाशुल्क और उत्पादनशुल्क के 
विभाग अन्तरित 96 


के दस वर्ष बाद सीमाशुल्क और 
उत्पादनशुल्क राजस्व की 
प्रयुक्ति ' 87 


पृष्ठ 
47 


नह 7 छा ६८57 


50 


50 


20 


09 
७9 


542 


89 


अनुक्रमणी 
विषय धारा 
“के दस वर्ष बाद राज्यों को वित्तीय 
सहायता दी जा सकती हे 69 
“के दो वर्ष बाद, एकसमान सीमाशुल्क 88 
राज्यों के राष्ट्रमण्डल विभागों का 84: 
संविधान का प्रस्तावना 
तए राज्यों का ]2] 
सत्र, संसद 
"के लिए महाराज्यपाल समय नियुक्त करेगा 6 
“वाषिक 6 
सत्र के समय लगातार दो महीने की अनु- 
पर्थिति से सदस्य का स्थान रिक्त होता हैं 20, 88 
प्रत्रावसान 
संसद का | 5 
सदन, संसद 
की समितियाँ, शर्वितर्याँ, विशेषाधिकार और 
'प्रतिरक्षाएँ 49, 50 
०क्के लिए मताधिकार । देखिए मताधिकार, संघीय 
_*की शक्तियों के प्रसंग में विधान-शक्ति हा (ज्ड॑शाड) 
“सदस्यों के भत्ते है 4.8 
“सदस्यों की अहंताएँ 44., 48 
०क्के सदस्यों को अनहित होने पर उपवेशन 
के लिए दण्ड 40 
०क्के सदस्य अनहित होने पर रिक्तता 48 
०क्के सदस्य की दूसरे संदन के लिए अपात्रता 40 
राज्य-्मन्त्रियों का सदस्य होना 64: 
०क्के सदस्यों द्वारा निष्ठा की शपथ या प्रतिज्ञान 4.2 
०क्वी शक्तियाँ, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षाएँ 49, 850 
०क्के निर्वाचन या अहँता संबंधी प्रश्न 47 
"में नए राज्यों का प्रतिनिधित्व शा 


०क्ो प्रभावी परिवर्तन में राज्यों का प्रतिनिधित्व ]28 


27 


पृष्ठ 


42 
39 
84 


49 


20 


27 
20 
49 


]28 आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


विषय 
“में भूक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व 
नि4म और आदेश देने की? की शक्ति 
सदनों में असहमति 
विधेयक पर", उसके सम्बन्ध में कायवाही 
“पर संविधान का प्रस्तावित परिवर्तन 
सदस्य, अन्तर राज्य आयोग 
देखिए अन्तर राज्य आयोग 
सदस्य, प्रतिनिधि-सदन 
देखिए प्रतिनिधि-सदन 
सदस्य, संसद 
देखिए संसद सदन 
समयंण, राज्य द्वारा 
भूक्षेत्र के सम्बन्ध में राज्य संसद की शक्ति 
"से प्राप्त विधान-शक्ति 
ससवर्ती (0070प्राए७7$) 
राज्यों की? विधान शक्ति 
रज्य कानूनों के अधीन” कानून-प्रवृत्तता 
राज्यों की विधान-शक्ति भी देखिए 
समागम 
अन्दर राज्य” की स्वतंत्रता 
समाप्ति, प्रतिनिधि-सदन की 
भ्रथम उपवेशन से तीन वर्ष की समाप्ति 
प्र 
से छः महीने पहिले दोनों सदनों का विघटन 
नहीं होगा 


“के बाद दस दिन के भीतर लेख निकालना 
समुद्री क्षेत्राधिकार 


उन्च न्यायारूय को दिया जा सकता हे 
संघीय क्षेत्राधिकार भी देखिए 


'घारा 
422 
50 


67 
4428 


49 
20 


429 
52 


],28 47,49' 


422 
+07 
408 


92 


28 


67 
32 


76 (7) 


49 


$0 
4.0 


$ 


]4 


29 
40 


88 


अनुक्तमणी 


विषय 
सम्पत्ति 
अर्जन के सम्बन्ध में विधान-शक्ति 
राष्ट्रमंडल की” पर राज्य विना सम्मति के 
करारोपण नहीं करेंगे 
राज्य” पर राष्ट्रमंडल करारोपण नहीं करेगा 
राज्य," अन्तरित विभागों के संबंध 
में प्रयुक्त 
प्रकार, भक्षेत्रों की । देखिए भूक्षेत्र 
सरकार, राष्ट्रमंडल की 
शान्ति, व्यवस्था और अच्छी सरकार के लिए 
विधान-शक्ति 
कार्यपालिका सरकार भी देखिए ।_ 
सहायता देखिए अधिदान 
सांख्यिकी 
“के संबंध में विधान-शक्ति 
जन-संख्या के लिए राष्ट्रमंडल की सांख्यिकी, 
निर्वाचक कोटा के संदर्भ में 
राज्य ऋण लेने के लिए” 
साख क्‍ 
राष्ट्रमंडल की साख पर ऋण लेने की शक्ति 
“पर राजस्व । देखिए राजस्व 
सार्वजनिक ऋण, राज्य की । देखिए राज्य ऋण 
सिचाई 
के लिए जल के युक्ति युक्त उपयोग का 
अधिकार न्यून नहीं किया जाएगा 
सिवका-ढलाई 
"क्के संबंध में विधान-शक्ति 
राज्यों में 'निषिद्ध 
चल अर्थ भी देखिए 


429 


धारा पृष्ठ 
8] (हह़फा) 24: 
|4 4868 
44 486 

86 ().. 89, 
85,52 2,27 
ह8] (5). 22 
५2% 43 

408 486 

5] (7) 2 
400 क$िठ 
5(57) . 4&2& 
46 40 


80 आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


विषय 
सिडनी 

में सरकार का स्थान 00 वर्ग मील से कम 

नहीं होगा 
सीनेट 

>का संघटन 

प्रतिनिधि-सदन के साथ” का विघटन 

>विघटन के परचात्‌ लेख निकालना 

आवतंन में निवृत्त होने के प्रयोजन के लिए 
श्रेणियों में सीनेटरों का विभाजन, “द्वारा 

?के लिए निर्वाचक 

“की शक्ति, विनियोजन या करारोपक विधेयक नहीं 
प्रारंभ करता 
“का संशोधन नहीं कर सकता 

जनता पर कर भार बढ़ाने के लिए कोई विधेयक 
या संशोधन नहीं पारित कर सकता 

यदि संशोधन न कर सके तो संशोधन की 
सिपारिश कर सकता हैं | 

अन्य सब बातों में? की शक्ति प्रतिनिधि- 
सदन के बराबर है 

?का अध्यक्ष । देखिए अध्यक्ष 

“में प्रश्नों पर निर्णय केसे होता है 

“की गणपूर्ति 

में प्रतिनिधित्व को प्रभावी संविधान परिवतंन 
“में व्यवस्था के लिए किसी राज्य की 

असफलता 

“मौलिक राज्यों का प्रतिनिधित्व समान 
होगा 

“में रिक्‍्तता । देखिए रिक्‍्तता, सीनेट में 

“में मतदान 


».. » यदि मत संख्या बराबर हो तो निर्णय 
नकारात्मक 


वारा 


426 


ठप 
।2 


३ 


53 


53 


63 


638 


5ठे 


238 


22 


428 


4 ॥ 


283 


20 


50 


29 
(0 


0 
श्र 
47 
27 
था 
47 
]8 
0 


82 


]0 


8 


[3 


संवैधानिक शर्क्तियों की के प्रश्न पर अपील 
राज्य" का परिवर्तन 


अनुक्रमणी 8] 
विषय धारा पृष्ठ 
प्निटर 
“की अहँताएँ 44. 9 
"क्ा विभाजन, दो श्रेणियों में 8 0 
%के निर्वाचन पर राज्य कानून कौ प्रयुक्ति ]0 30 
“का समय और स्थान 9 9 
“आकस्मिक रिक्‍्तता पूर्ति के लिए 5 47 
"के लिए लेख निकालना 2 0 
"नर्वाचक । देखिए निर्वाचक 
“कली प्रतिनिधि-सदन के सदस्य के रूप में अपात्रता 4.8 8 
"निर्वाचन का तरीका-निर्धारण सम्बन्धी कानून 9 8 
“का नाम राज्यपाल द्वारा प्रमाणित पं, 486 7 47 
“संख्या प्रत्येक राज्य के लिए प्‌ ह। 
“संख्या में बढ़ाव या घटाव पे, 4 7477 
“ट्वरा निष्ठा की शपथ या प्रतिज्ञान 42 ]8 
?की अहँता 6 ]2 
“का त्यागपत्र (स्तीफा) ]9 . 42 
“की, आवतंन में; निवृत्ति 3, 4 0, 4 
"की सेवा-अवधि प्‌, 3, 8 7, 0, 4 
०क्वा अवधि की समाप्ति पर स्थान रिक्त करता 3, 44 0 व7 
"के पहले दे 8 ]| 
“स्तीफे द्वारा हे ]6 * 2 
“अनुपस्थिति ढ्वारा » 20 2 
“अनहँता द्वारा न 48 9 
मत, प्रत्येक सीनेंटर का एक मत होगा 283 3 
सदन, संसद भी देखिए 
सीमा 
राष्ट्रमंडल की” के भीतर बने निगम 5] (ह5ड४) . 24 
“के बाहर आस्ट्रेलियाई समुद्रों में मछली पकड़ना.. 8 (>>) ४ 
74 34% 


]23, 28 49, 82 


]82 आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


विषय 


धारा 
“के बाहर औद्योगिक विवाद 5] (जहर) 
के बाहर राज्य बेकिंग 5॥ (जया) 
“के बाहर राज्य बीमा 5] (जाए) 
सीमाशुल्क 
का एकत्रण और नियन्त्रण 86 
अन्तर राज्य अन्तरण पर” का आकलन 93 
आरोपित करों का ऐएकान्तिक अधिकार 90 
. “का आरोपण | देखिए आरोपण ः 
केवल सीमाशुल्कों से व्यवहार करने वाले 
कानूनों का आरोपण 58 
एकसमान शुल्कों के पश्चात्‌ दो वर्ष के भीतर 
अन्तर राज्य अंतरण पर मालों पर सीमाशुल्क 
का दायित्व 92 
“की प्रयुक्ति से निबल राजस्व 87 
“की समाप्ति, करारोपक राज्य कानून 90 
“का एकसमान आरोपण 88 
परिचमी आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलियाई मालों पर पाँच वर्ष 
के लिए सीमाशुल्क आरोपित करने की 
- शक्ति 95 


“का समंजनशील मान के अनुसार प्रति वर्ष घटाव_ 98 
” >यदि उच्चतर हो तो आयात हुए मालों 
पर भारित होगा 98 
सीसाझुल्क विभाग ह 
राष्ट्रमंडल को अन्तरित” 69 
सुरक्षण 
चढ़ाई आदि के विरुद्ध राज्यों का? 9 
सुरक्षा 
के लिए रेलवे का नियंत्रण 5] (जया) 


सुरक्षा बलों का मुख्य कमान महाराज्यपाल में 


निहित होगा 


68 


24 
42 
42 


६9 
40 


428 


था 
89 
40 
39 


42 
42 


32 
48 


24 


82 


अनुक्रमणी 
विषय धारा 

“बल का नियंत्रण 5] (४7) 
संघीय संसद की संमति के बिना राज्य सुरक्षा बलों 

का वर्धन या पोषण नहीं करेंगे ]]4 
"के सम्बन्ध में विधान-शक्ति 5] (४१) 
आक्रमण या गृहहिसा के विरुद्ध राज्यों की सुरक्षा 9 
सुरक्षा विभागों का अन्तरण 69 

सेवा 

"के लिए शुल्क आरोपण या विनियोजन कानून 83 


चिकित्सा या दंत” के संबंध में विधान-शक्ति 87 (जया ) 
सामान्‍य वाबिक' । देखिए विनियोजन विधेयक 
संसदीय” के लिए शुल्क या मानदेय लेने 

के लिए संसद-सदस्य का स्थान रिक्त करना 45 (7) 
पोस्ट, तार आदि" । देखिए पोस्ट 


स्थान 
राष्ट्रमंडल द्वारा अजित” के सम्बन्ध में निरपेक्ष 
विधान-शक्ति 82 (१) 
कानून के विरुद्ध अपराधियों की जाँच के 80 


स्थान, सरकार का 


"का निरुचय संसद द्वारा : 25 
०क्के विषय में निरपेक्ष विधान-शक्ति 52 (3) 
"के लिए भूक्षेत्र का अनुदान या अर्जन 25 
संसद मेलबोन में बैठेगी जब तक यह “पर नहीं बठती 28 
"की स्थिति और क्षेत्र ]25 
स्थायी आदेश 
प्रत्येक संसद-सदन” बना सकता है 50 
स्वतन्त्रता 
92 


अन्तर राज्य व्यापार आदि की” 
पच्छिमी आस्ट्रेलिया के सम्बन्ध में अस्थायी उपबंध की. 93 


483 


24 


486 
2] 
48 
32 


श्र 
22 


49 


36 


50 
थ्रप 
50 
50 
50 


20 


44. 
422 


84 : आस्ट्रेलिया राष्ट्रणण्डल का संविधान अधिनियम 


विषय धारा पृष्ठ 
साधारण निर्वाचन 
देखिए निर्वाचन 
स्वीकृति, राष्ट्रमंडल द्वारा 
अजित राज्यक्षेत्र की? 22 . 40 
राज्य द्वारा समपित" 444, ]22 47 40 


हिसा 


गृह के विरुद्ध राज्यों का संरक्षण ]9 . 48 


अंगीकार 
अंतरिक्षद्ास्त्रीय 


अक्षमता 
अधिदान 
अधिनियम 
अधिन्यास 
अधिसूचित 
अध्यक्ष 
अनुचित 
अनज्ञा 
अनुभावित 
अनुमति 
अनुमोदन 
अनुषक्ति 
अनुसमर्थन 
अनुसूची 
अन्तः:प्रवाह 
अन्तर राज्य 
आयोग 
अन्तराक्षेप 
अभिग्रहण 
अभिदान 
अभिद्रोह 
अभिपुष्ठ 
अभिभावी 
अभिरक्षा 
अभिलेख 


शब्दावली 


800]00 
706606070- 
0270%॥] 
[008]09 0 पर 
00प्रा।ए 
8 
8880777676 
70076व 
0]068ट 7. 
प्र0 7९ 
090७78807 
876०06वें 
98807 
8]0]070ए%8/ 
890 67'087/08 
70770%707 
80॥6वेग्रॉ९ 
प्र 
[7$9' 5686 
()078807 
[7087'ए876 
॥व0:४ं07 
8प780706 
77'888070 
2॥7॥927 28 
ए9/6एथ॥)| 
0प्र४00फए 
780000 


अभिवेदन 


अभिशस्त 
अभ्यारोपण 
अय॒क्त 


अज॑न 
अजित 
अहंता 
अवचार 
अवधि 
अविलेय 
असंगत 
आकाह-दीप' 
आज्ञापालन 
आदान-प्रदान 
आदिवासी 
आदेय 
आदेश 
आनुतोषिक 
आप्रवासन 
आबकारी शुल्क 
आमृख 
आयाधिक्य 
आयोग 
आर्थिक 
आवरतंन 
आसुत 


78[0768678- 
+#07 
०0०४णांलथ्व 
770077077 
प्रा7"2९8807- 
&268 

8९वुपांशं।07 
&९वुप्रां7'6वैं 
१पक0%707 
7780078५70प7' 
06700 
7704880'प्र0]6 
7700798]४शा 
989007 
07०त0708 
[7॥097'0077'86 
#007827768 
0/9872890|8 
कावेकाः 
2790प709 
वा279४07 
९5०86 तेपरए 
0788770!९ 
8008 
०0०7फांइथ07 
0९०प्रगाधएए 
7069/707 
ताडंपीह्त 


486 


आस्तियाँ 
आहत करना 
इष्टकर 
उत्तराधिकारी 
उत्पादन शुल्क 
उत्प्रवासन 
उद्घोषणा 


उधारण 
उपनिवेश 
उपबंध 
उपवेशन 
एकसमान 
ऐकान्तिक क्षेत्रा- 
धिकार 
करारनामा 
कार्यपालिका 
किण्वित 
कृतिस्वाम्य 
कोटा 
ऋउन 
क्षतिपूरण 


खगोलीय 


चलअर्थ 
जन-साख 
जहाजरानी 
तामील 
तारण 


]0058688078 
50 8प770707 
€जछ०वांशा 
85प0068807' 
९जट288 तैद्राए 
९77897'8007 
[070008778- 
त07 
0070एा४2 
00॥079ए 
_70एशांश्ं०त 
शाप 2 
प्रात 
8[0807668 
[परगध्वाकां०ा 
8987/९९7७7/ 
९56०९पएए७ 
€छि776९76०वैं 
००0908॥7 
(प०0०ा%॥ 
(70) 
एतव्शाां- 
१08007 
8४7'070077- 
6&॥ 
०्प्रष्शाठए्‌ 
9प0॥06 ७०१५ 
8070ए70 
867"706 
[9060॥0ां- 
क्‍0% 007 


दायाद 
दायित्व 
दिवालिया 
धर्मेस्व 
नवीकरण 
निगमित संस्था 


निबल 
नियोजित 
निरपेक्ष 
निरसन 
निरसित 
निरीक्षण कानून 


निर्णायक 
निर्दिष्ट 
निर्योग्यिता 
निवचन 


निर्वाचक 
निर्वाचन 
निर्वाचक मंडल 


निवृत्तिका 
निष्पादन 
नेयायिक कार्य- 
वाही 
नौ-अधिकरण 
नौपरिवहन 


न्यायालय 


आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


॥4>॥॥ 
॥8/ 967 
2८) ५५ ५॥॥॥॥ 
श्ावे0०ज़ा6॥ 
7676ए७/ 
70007907808वं 
0077097ए 
76 
७70]00ए8वे 
8 080]76 
7०.68] 
78]0686व 
॥87060707 
[कफ्र8. 
0७8४#78 
78607760 $0 
(890776ए 
]746/"07668- 
070 
66ल्‍60' 
९60007 
स्‍80607'8॥९ 
(/0026 
90807 
९5९७पर707 
[प्रथा] [70- 
066078 
8797 ए 
क्‍09728- 
07 
[प्रवा08प्रा'8 


प्रायाधिपति 


प्रायाधीश 
प्रायालय 
पायिक शक्ति 


8 

ंगृता 

रमश्रेष्ठ महि- 
प्रामयी महारानी 


प्रमाधिकार 


परिकलन 
परिकलित 
परिव्यय 
परिषद्‌ 
पर्यालोचना 
पारिश्रभिक 


पुष्टिकरण 
पूवेगत 
पोषण 
प्रकाश-गृह 
प्रकाश-नौका 
प्रक्रिया 
प्रखण्ड 
प्रतिकर 


प्रतिग्रहण 
प्रतिधारित 


दब्दावली 
08008 प्रतिनिधित्व 
00828 
00प्र// प्रतिनियुक्‍्त 
0 220 प्रतिनिधि-सदन 
(00 
80770286 . 
एव प्रतिबंध 
(0प्र०७7 8 प्रतिरक्षा 
०७% 75०- प्रतिवेदन 
श०४७ ७]- प्रतिसंहत 
6र४प प्रत्यय 
]80ए०/ (7670- प्रभावी 
20०४९ प्रभुसत्ता 
०8०पर४४०) .. प्रयुक्ति 
०ध०प७०0१... प्रवर्तन 
0080 प्रवर्ततेशील 
००एाणजो प्रवृत्त 
१6॥७७७४४०). प्रशमन 
#0707078-.. प्राधिकार 
+#07 प्रामिसरी नोट 
#ित07 
[776060778 प्रोद्भूत 
गधा शाक्र06. प्छाव 
॥200 70788 बद्धता 
पश४ शा बन्धनकारी 
[70060 78 बहुसंख्यक 
फंरांश०7 
०0०77(06708&- बेठक 
#07 झुक्षेत्र 
8000.%008 भृक्षेत्रातीत 
० 29] 


]37 


70]07886779- 
007 
१७०ए५४ 
प्र0788 0 
[१९ए०7९४९7७- 
+96 
768070007 
प्रपत्र 
7९.07 
7९ए०६९वं 
ठ/९१॥ 
शरि००४ंए० 
80ए९/९४7०५४ 
क्षुएश0७पणा 
3। 02627 ९ 
0०?५:४४५४० 
0 [0708 
००0प्र0०४४09 
क_प्रणतीत 
ए70779880 7 
7006 
80%प्रा९ 
छ0प्रए8 
607850790707 
छ%्रणाणए 
70078 एप्ता06- 
7008 
70666778 
$७:0णण 
€रपक-श70- 
07% 


438 


मतदान 
मध्यस्थ निर्णय 


२३ 


मध्य 
महाराज्यपारू 


मातृत्वकालीन 
मादक 


मानदेय 
मान्यता 
राजस्व 
राष्ट्रमंडल 


रिक्तता 
लॉड, धर्म 
और लौक्‌ 


लेख 
लोकन्यास 
लोक-सदन 
लोक-सभासद 
वयस्क मताधि- 
कार 
वाणिज्यदृत 
विमान परिवहन 


विखंडित 
विधान शक्ति 


ए०0072 
क97007 
07 800077#6 
र्0 
(॥07५९7४०07 
(26767) 
78/007फए 
[60जा6क- 
8 
#0707क7प्रा॥ 
एताफए 
76ए७॥पर७ 
(/07770#- 
ए88/0॥ 
ए80800ए 
[+0748 8कांपत॑- 
$प्र&] 870 
4७077]007'8)] 
शाप 
प्र्प्र्श 
(/0777007॥8' 
0786 
(2070777078 
80 प्री 7६7- 
0९86 
0०ञशाय। 
का ॥&ए88- 
007 
76870 6१4 
क्‍08०७४ए७ 
790फ़श' 


विनिमय पत्र 


विनियम 
विनियोजन 


विभेद 


विमोचन 
विवादग्रस्त 
विवेक 
विशेषाधिकार 
व्ययभार 
व्यावत्ति 
शक्ति 

शुल्क 
शोधन-निधि 


शोधाक्षम 
संगठित 
संगरोघ 
संचित राजस्व 
निधि 


संधि 
संपरिवर्तंन 
संयुक्त राज 


संरक्षण 


संविधान 
संविधि 


आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


97॥]5 0/ 
९50॥&786 
7682 796009 
8]0]070[078- 
070 
व8077778- 
07 
760677.४900 
वी859प/6॥ 
धा850"68#07॥ 
977ए7086 
९97४७ 
88ए772 
900एण0' 
(66 
शंग्रॉटाए 2 
प्रात 
780]ए67॥6 
0078#7स्‍प्रा०ते 
(ुप७7860776 
(0780709- 
$९0 8०७ए८- 
7076 एप 
(69ए 
2007ए6९/४07 
एव 
जितशव0ा 
शपक्रा'वा॥0- 
879 
०0०78977007 
8४क्षाप्रा6 


संविधीय 
संशोधन 
संसद 
सक्षमता 
सत्र 
सत्रावसान 
सदन 
सदस्य 
समापवाह 
समारम्भ 


समेकन 


दृब्दावली 


808/प07/ए समोपलब्धि 
87007007707४ 
ए967987]070 सलाहकार 
००7770०४७7००९ ._ सांख्यिकी 


868807 सीनेट 
ए70708#/00 सीनेटर 
0प्8९ सीमाशुल्क 
70077707 स्थिरता 
७0#्ीपरद्रा०0 स्वायत्त शासित 
00707060706- 

छाशा हकदार 
60708008707 


]39 


९0७७ 
&70]प्रा7/७॥( 
0०778९07' 
809078708 
86९7868 
86879707' 
०प्र॥/077 पॉप 
007077797008 
80९20ए९००१- 
]982 
९0770 0०वे 


827709268 
8080|प66 
&[080/प्रा४ 
प्रणंडतीछंत07 
8006[7797068 
&007'प्राए2 
800 प्रात 
804 प्रांग्ा0ा 
80 
80]076006 
&0॥7796ए 
80077 
8000007/ 
ध्वप्र६ 
7870॥86 
4९९06 
&क07 
कग77060 
82766९#06७४( 
'का 798 ए728- 
गि0ा 
47767077076 
800॥0&6007 
#[0.7070- 
का0्ण 
ध/आ०एक्कों 
&ा0078- 
0079 


७. (0980 ४४ 


न्य्न 
निरपेक्ष 
ऐकान्तिक क्षेत्रा- 
धिकार 
प्रतिग्रहण 
प्रोद्भू 
अजित 
अर्जन 
अधिनियम 
अनुषक्ति 
नौ-अधिकरण 
अंगीकार 
अभिग्रहण 
वयस्क मताधिकार 


अनुभावित 
पुष्टिकरण 
अभिपुष्ट 
करारनामा 
विमान परिवहन 


संशोधन 
प्रयुक्ति 
विनियोजन 


अनुमोदन 
मध्यस्थ निर्णय 


88867 
888277767#४ 


&807"*07077098/! 


#प्रा0%ए 
7० 
0968007 
0॥॥8 07 
९5०॥9726 
णशताए 
00770 क्ञ778 
00707 
90प्रएड 
0%/९प्रौ6% 
08878 
0॥9/7'26 
07972688046 
00[077ए 
0077700088- 
0079 
0077][000/98706 
00777706706- 
7067४ 
00क्रगाएडांंता 
(/0777१078 
(720770077 8 
0756 
(/07770- 
॥६<207॥॥| 


अनुमति 
अधिन्यास 
खगोलीय 
प्राधिकार 
दिवालिया 
आकाश-दीप 
विनिमय-पत्र 


बन्धनकारी 

उधारण 
अधिदान 
प्लाव 
परिकलन 
निर्णायक 
व्ययभार 
आदेय 
उपनिवेश 
प्रतिकर 


सक्षमता 
समसारम्भ 


आयोग 
लोक सभासद 
लोक सदन 


राष्ट्रमंडल 


008570007 
00॥78007' 
60080"ए807 
(07800 %8०व 
३९एथ।०९ 
(॥/॥/ 8 | 
00080॥08- 
$07 
600870प060 
000870प्707 
0008प्रो 
000077प8006 
00॥एश'807 
0०एाक०्व 
0०0ए09५॥7४ 
008 
60070 
00प7०90907 
९00प्7/ 
९७76(॥४ 
(#0ज्ञ) 
6प्राएः७४५ए 
०प्र४0व6फ 
०प४09 पैपाफ 
१6॥४०/७४४॥०४७ 
व5907०५ 
008०/097॥70 
क80:67070 
098580"77709- 
$07 


97060 


(088%87फ 
बद्धता १7807 
सलाहकार ७४पच्ा0ा 
संरक्षण 6]6०707४ 
संचित राजस्व 8)60007' 
निधि 6]60॥00:9/९ 
00!626 
समेकन शार्शु'कणा 
&ाए0ए०व 
संगठित 6७740फ्ञा007/ 
संविधान 67776 
वाणिज्यदूत 600०४ 6७४०ए- 
स्थिरता 7007४ 
संपरिवर्तेन ९हल 86 पैपाफ 
अभिशस्त 
कृतिस्वाम्य €5९०प्रा700 
परिव्यय 65९०प्रग्रए९ 
परिषद्‌ €ह06०वीशाए 
प्रशमन €्ाए8-+शात- 
न्यायालय कक. 
प्रत्यय (6९७, 07709 
क्राउन श'कांपाफफ 
चल-अर्थ (0ए७/७7007 
अभिरक्षा . ९7१९४ 
सीमा शुल्क टुप्र्चापीक्षा॥ए 
पर्यालोचना कथा 
विवादग्रस्त ४#0700729/प0॥ 
निर्योग्यता पछर0०प्र5९ 
विवेक प्रु008७ एरए 
विभेद [श१7९४७7४७- 
]ए68 
आसुत पाप ट्रां00 


4ी. 


प्रखंड 
समापवाह 
निर्वाचन 
निर्वाचक 
निर्वाचक मंडल 


उत्प्रवासन 
नियोजित 
धर्मस्व 
हकदार 
समोपलब्धि 


आबकारी शुल्क, 
उत्पादन शुल्क 
निष्पादन 
कार्यपालिका 
डदृष्टकर 
भूक्षेत्रातीत 


शुल्क 
आनुतोषिक 
महाराज्यचथाल 


संरक्षण 

दायाद 

मारनेंदय 

सदन 
प्रतिनिधि-सदन 


आप्रवासन 


442 
॥77पर7/फए 
[008]0907ए 
]7007988076 
[000770/- 
९0९ 00४४४ ए 
एत6शशा - 
९६४0४ 
[000796077 
॥008580!प्र0]8 
रतर 
]0 0706 
[780प्र्याः 
[8060707 
[8ज़8 
[7॥0700 प्रा'5९ 
]7007/7868- 
509 
76७7 9॥&08 
(+07077880% 
]76067"ए७7९ 
[00508- 
[7॥000 
शाएकते 
प्रशाणक्ा 
707006९0७॥082 
[पर000&6778 
[प्रतालषक् 
00फ्रछा' 
[प्रश0९ 
688|99ए९ 
00श्रश' 


प्रतिरक्षा 
अक्षमता 


असंगत 
निगमित संस्था 


तारण, 
क्षतिप्रण 
अभ्यारोपण 
अविलेय 
अन्तःप्रवाह 
प्रवृत्त 

शोधाक्षम 
निरीक्षण कानून 


आदान-प्रदान 
निवंचन 


अन्तर राज्य 
आयोग 

अन्तराक्षेप 

मादक 


पंगृता 

न्यायिक कार्ये- 
वाही 

न्यायमंडरू 

न्यायिक शक्ति 


न्यायाधिपति 
विधान-शक्ति 


॥8007॥ए 
89॥-॥0प86 
[8748790 
44078 50 - 
#प्र७ &४र्पे 
677007:8/ 


797600797008 


॥क/0फाए 
70666778 
0677 0 07' 


776॥8070]089- 


0७) 00807- 
ए9707 
70678 ए7- 
०्प्रा' 
707'8 शपर768- 
7078 
79ए929/707 
766 
79077 6वें 
00९0॥600७ 
07 800०77४ 
र्0ा 
0०.०'७॥०07 
0009४ 76 
07प097 
2979776॥ 
9शफशाइडा07 
00886887079 
00शशा' 
]0768770]6 


आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


दायित्व 
प्रकाश-गृह 
प्रकाश-नौका 
लॉडं, धर्म 
और लौक 


पोषण 

मातृत्वकालीन 

बैठक 

सदस्य 

अंतरिक्ष शास्त्रीय 
प्रेक्षण 


अवचार 
बहुसंख्यक 


नौपरिवहन 
निबल 
अधिसूचित 
आज्ञापालन 
मध्ये 


प्रवर्तत 
प्रव्तेनशील 
आदेश 
संसद 
अनज्ञा 
आस्ति 
दक्ति 
आमख 


(008887पए ]48 


.7606078 .._ पवंगत (07 अभिवेदन 
76एक। अभिभावी 70]078867/8&- प्रतिनिधि 
97०28 विशेषाधिकार ए8 
[7008 4ए7९ प्रक्रिया 76807700707 . प्रतिबन्ध 
0700[8709- उद्बोषणा 76(8/760 प्रतिधारित 
॥8070 76ए९/प९ राजस्व 
707788079 प्रामिसरी नोट... 76ए०९वै प्रतिसंहृत , 
70॥68 70॥8707. आवतंन 
ए70702%४०7 . सत्रावसात [१0ए७ [07870- प्रमाधिकार 
ए/0एशंश्रंणा उपबन्ध 297५8 
0000 जन-साख 52284 24 व्यावृत्ति 
लत 80॥6०व प्र अनुसूची 
(प७०७- हता 8९ 2०ए९७४-. स्वायत्त शासित 
छ07 १782 
है| 20000 संगरोध 5670 078 सीनेट 
(प०९7/४ (098 परमश्रेष्ठ महि- 80798707 सीनेटर 
॥2/॥ ४०] ॥५॥॥ मामयी महारानी 8७"ए708 तामील, सेवा 
9] 6४0फ9 868507 सत्र 
0(घ६0॥8 कोटा 8777708 जहाजरानी 
7860708४0०7॥ .. अनुसमर्थन झंग्री्ंणहु णाप॑ शोधन-निधि 
780070. अभिलेख 8078 उपवेशन 
7९60०७709४070. विमोचन 80प०'2 ९५9. अभुत्तत्ता « 
एछछात'6त0 40. निर्दिष्ट 8009 767 अध्यक्ष 
762पकए०7 विनियम छंकाग8708 सांख्यिकी 
787097080/8- पारिश्रभिक 8ाप्रा8 संविधि 
507 5(8000०7ए .._ संविधीय 
#676फ् ० नवीकरण 80807 06 अभिदान 
70088 - निरसन 5050085807' उत्तराधिकारी 
700०७760 निरसित 8079७ आयाधिक्य 
76007: प्रतिवेदन 5घ7079007 आहत करना 
700768078- प्रतिनिधित्व, 07600 भूजत्र 


444 


(7688807 
(6890ए 
प्र 
प्र70 76 
प्रति" 
एमराल्व 
ितएव070 


अभिद्रोह " प्रत7.8880799- 

संधि 9]6 

न्यास ए&0&70ए 

अनुचित ए&0॥6ए 

एकसमान ए00778 
जाप 

संयुक्त राज 


आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम 


अयुक्त 
रिक्तता 
मान्यता 
मतदान 
लेख 


